


पल्‍लीवाल जेन इतिहास 
संशोधक-- 
श्री अगरचन्दुजी नाहठा, बीकानेर 
लेखक--- 
श्री दौलतसिंहजी लोढा अरबिन्द”, धामनिया 
! ऋध्य सहायक-- 
श्री मिह्ननलॉलजी कोठारी, भरतपुर 


के 


हि कम 
» श्री नन्दनलाल जेन पल्लीवाल, भरतपुर 
नि 


प्रकाशक-- 


वीर संवतत २४८८ मूल्य 
विक्रम सं» २०१६ २) दो रुपया 


अकाशक-- 
ननन्‍्दनलाल जेन 
पाईबाग, भरतपुर 


््टट् (99 जज 
22: 


मद्रक--- 
वोरेन्द्रसिह जेन 

कुशल प्रेस 
छिलीई ट रोड, आगरा . 


के 

नम्न--निवेदन ८ 

ज0/१४/१/४१४७१४४४ 
आज सतत २५ वर्षो के परिश्रम के पश्चात “श्री पल्‍लीवाल ज॑न 
इतिहास' पाठकों के कर कमलों में प्रस्तुत करते हुए छुके श्पार आनत्द 

हो रहा है । 
प्रथम मुनिराज श्री दर्शनविजयजी महाराज त्रिपुटी ने इस कार्य में 
प्रयास किया। उसके पद्चात जैन साहित्य रत्न सेठ अगरचन्दजी साहब 
नाहदा का 'पल्लीवाल इतिहास' के सम्बन्ध में एक विद्धत्ता पूर्ण लेख 
श्री शरात्मानन्द जन्म शताब्दी स्मारक ग्रथ में पढ़ने को मिला। फिर 
पता लगा कि अजमेर निवासी श्री जुगेनचन्द्रजी के पास इस विषय की 
सामग्री का हस्तलिखित श्रच्छा संग्रह है । उनसे सम्पर्क स्थापित करके 
वह प्राप्त किया एवम्‌ श्री अगरचल्दजी नाहठा से पत्र व्यवहार करके 
का जैन इतिहास के लिखाने में सहयोग ,मिलने का भ्राध्वासन 
लया । 

श्री नाहटाजी ने अपनी देख रेख में यह।पललीवाल जैन इतिहास” 
- श्री दौलतससहजी लोढा 'अरविन्द' से लिखवाने का कष्ट उठाया। अतः 
मैं मुनिराज श्री दर्शनविजयजी महाराज, श्री जुगेनचर्धजी, श्री श्रगर 
चन्दजी नाहटा और दौलतससिहजी लोढा का आभार मावता हूँ। ;उप- 
रोक्त सज्जनों के सहयोग से ही बड़ी खोज के पश्चात यह इतिहास 
प्रकाशित कराने की मेरी और भेरे पिताजी आदरणीय श्री मिट्ठ॑न- 

लालजी कोठारी की सदिच्छा पूर्ण हो सकी है | 


इस पुस्तक में यथा सम्भव पल्‍लीवाल जेन रत्नों के परिचय देने 
का प्रयत्न किया गया है परन्तु फिर भी २० वीं शताब्दी के कई रत्नों 
का जैसे श्री सन्‍्तलालजी, श्री शद्भुरलालजी, श्री गणंशीलःलजी, श्री 
शादीलालजी, श्री वसन्तीलालजी, श्री मोतीलालजी, श्री रतनलालजी, 
श्री भज्जुलालजी भआ्रादि जिन्होंने पंच महात्रत धारण करके दीक्षा अज्जी- 
कार की थी, उन्तके परिचय प्राप्त करने में मुके सफलता प्राप्त नहीं 
हो सकी, जिसका खेद रहा है। फिर भी जितनी सामग्री संग्रह की जा 
सकी है, उसके प्रकाशय से श्री पल्‍लीवाल जैन जाति के गौरव पर 
अच्छा प्रकाश पड़ा है। आशा है कि इतिहास प्रेमियों के लिए यह 
पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 
इस पुस्तक की सामग्री संग्रह करने में उपरोक्त चारों विद्वानों के 
अतिरिक्त जिस किसी भाई से मुझे तनिक भी सहयोग मिला है उन 
सभी क्षपालुओं का हृदय से आभार मानता हूँ। 


विनीत--ननन्‍्दनलाल जैन, भरतपुर (राजस्थान) 








ककडा दो शब्द 


६%-+--+-+-+--+-$०-+--+-+-१-+--+--+-$क--क-<०-३-००-३-+ 


आग्वाट-इतिहास के लेखन के समाप्ति-काल पर में श्री नाहुठाजी 
ते बीकानेर में मिला था। इनके सौजन्यपूर्ण व्यवहार की देखकर मुझ 
इस बात पर पद्चात्ताप हुआ कि ऐसे सरल हृदयी विद्वान से मुझको 
पहुत पूर्व ही मिलना चाहिए था । खैर ! श्री नाहटाजी ने उक्त इतिहास 
लिये एक लम्बी भूमिका लिखी । मैं इनके कुछ निकट आया। 
ततश्चात्‌ मेरी २-४ छोटी कृतियां निकलीं । 'जब श्रीमद्‌ राजेद्धसूरि 
स्मारक भ्रथ! ज॑से बृहद्‌ कार्य का भार मेरे पर आरा पड़ा, उस समय 
पंडित सुखलालजी, पं० लालचन्द भगवानदास गांधी और आपने पूरा २ 
सहयोग देने का वचन दिया । आपने तो वचन ही नहीं दिया, परन्तु 
व बृहद्‌ ग्रथ को उन्तत से उन्नत स्थिति में निकालने की सस्पूर्णा 
जिम्मेदारी श्रपने कंधों पर उठाली । -भ्रापके सम्पादकत्व से वह ग्र'थ 
ग्रवती भांति के गथों में ताम कमा गया | यह लिखने का आशय मात्र 
यही है कि विद्वान्‌ वही है जो अपनी विद्वत्ता से दूसरों को उठाता है । 
यहे गुण नाहटाजी में घर जमा कर बैठां है । इसमें तनिक सन्देह 
नहीं | ऐसे कई विद्वान्‌ देखें हैं जो छोटों से बात करने तक में शर्माते 
हैं, अपना समय का अपव्यय करना समभते हैं श्रौर छोटा! अगर कुछ 
लिखकर उनको दे दे तो कुछ चांदी के टुकड़े देकर उस पर अपना ताम 
झ़ते नही शर्माते हैं। यहां दोनों हो गिरते हैं। यह अ्रवगुण॒ जिसमें 
नहों, वह ही सच्चा सरस्वती का पुजारी है । 


श्री नाहटाजी ने दिनादूु ६-११-६१ के कार्ड में मुझको लिखा कि-- 
“भरतपुर के श्री नन्दनलाल पल्‍लीवाल मुझे ईतिहास लिख देने अथवा 
मेरी देख रेख में लिखवा देने का कई मास से अनुरोध कर रहे हैं श्रोर 
उन्होंने कुछ सामग्री भी मुझे भेज दी हैं। अ्रन्त में नाहठाजी ने मुझे 
लिखा “मैं तुमसे यह कार्य करवा कर अपनी जिम्मेदारी से तुरन्त 
हलका होना चाहता हूँ ।'' 

मैं श्रापके श्राग्रह को कैसे टाल सकता था और टालने जेसी बात 
भी नहीं । फिर श्रापका मेरे पर जो स्नेह और अनुग्रह है। परल्तु मैं 
थी यतीद्धसूरि-अभिनन्दन गथ के मुद्रण का कार्य वम्बई साढ़े तीन 
मास रह कर करके लीटा ही था अतः झ्रापकी इच्छानुसार में इस कार्य 
को तुरन्त तो प्रारम्भ नहीं कर सका, फिर भी आपसे मिलने के लिए 
मैं दिसम्बर १३ शनिवार को वीकानेर के लिये रवाना हुआ । बीकानेर 
में मैंने ता० १६ पर्य त्त ठहर कर प्राप्त सामग्री कः अवलोकन किया और 
प्राप्प सामग्री के टिप्पण तैयार करके भीलवाड़ा ता० २०-१२-५८ को 
लोट झ्राया । फिर परिश्र म पूर्वक इस कार्य को पूर्ण किया। 

श्री नाहदाजीं की पा से पल्‍लीवाल जाधि का इतिहास लिखने 
का जो सौभाग्य मुझको प्राप्त हुमा है, मैं श्री नाहटाजी का शअ्रत्यन्त 
ग्रादर करता हूँ। श्री नन्दनलालजी पलल्‍लीवाल, भरतपुर ने जो सामग्री 
तत्परता एवं उत्साह से एकत्रित करके नाहुटाजी के द्वारा मेरे पास 
भेज दी, उप्तसे मुझको सामग्री जुटाने में बहुत कम श्रम करना पढ़ा 
और कार्य भी शीघ्र सम्पन्त हो गया। इसके लिये श्रीर उनके जाति 
प्रेम की लिये उनकी हृदय से सराहना करता हैँ | 

प्रकाशित जन प्रतिमा लेख सम्बन्धी पुस्तकों पर प्रकाशित प्रग्मस्ति 
ग्रथों ओर पल्‍लीवाल ज्ञाति द्वारा प्रकाशित ( (07878 06४०४ 
920 #& 70, पर एवं वि० सं० १६७० में प्रकाशित “रीति-रश्म! 
पुस्तक तथा श्री नन्दनलाल पल्‍लीवाल द्वारा संग्राहित इतर सामग्री 
पर यह प्रस्तुत लघु इतिहास अपना ढाँचा रच पाया है । 


पल्‍लीवालगच्छ और पब्लीवालजाति का प्रतिबोधक और प्रतिबो- 
घित का संबंध रहा है। अभ्रतः एक-दूसरे को प्राचीनता एवं गौरव में 
एक-दूसरे का भाग सम्मिलित है। इस दृष्टि से पल्‍लीवालगच्छ की 
प्राप्त दो पट्ठावलियां, पल्‍लीवालगच्छ-साहित्य श्रोर पल्‍लीवालगच्छीय 
श्राचार्यों' के प्रतिष्ठित लेख यथा प्राप्त परिशिष्ट में दे दिये गये हैं । 
परिशिष्ट में सचमुच श्री नाहटाजी का लेख 'पल्‍्लोवालगच्छ पट्टावली” 
जो श्री आ्रात्मानन्द श्रर्ध शताब्दी ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ हैं, पुरा २ सहा 
' यक हुआ है और वंसे तो श्री नाहटाजी इस ग्रन्थ के लिखाने वाले 
होने से मेरे निकट श्रति आदरणीय हैं कि जिनकी कृपा से मैं पल्ली- 
वाल जाति का इतिहास जान सका और लिख सका | 

अन्त में जिन २ विद्वानों की कृतियों का इस लघु वृत्त के लिखने 
में उपयोग हुप्ना है उन सर्व के प्रति आ्राभार प्रदर्शित करता हूँ और 
कामना करता हु कि पाठक इप्तका सम्मान करेंगे तो मैं श्रपनी इस 
तुच्छ सेवा को भी महत्वशाली समभूगा | शुभम_। 


१३-१-१६५६ दौलतसिंह लोढ़ा अ्रविद' 
. सरस्वती विहार बी० ए० 
भीलवाड़ा(मेवाड़) 





क्रम सं० 


ल्‍ती 4४ ७९ “० 0) “७ 


१० 
११ 
श्र 
श्३ 


के हे नका के 
विपय 


नम्र निवेदन 

दो शब्द 

भूमिका 

प्रभु स्तुति-- 

पाली और पलल्‍लीवाल 
पल्‍लीवाल जाति की उत्त्पत्ति 
और विकाश एवं निवास 
पल्‍लीवाल जाति का प्रसार और 
उसके गोत्र तथा रीति रिवाज--- 
चौरासी न्‍्यात्त 

इवेताम्बरीय ८४ गच्छ 

पालीवाल ब्राह्मण 

सेठ नेमड़ और उनके वंशज 
श्रीमद विद्यानन्दपूरि एवं श्री घर्मघोष सूरिजी 
(क्‍ल्‍ली वालों के कुछ रत्न ) 


र्ड 
डै६ 


डरे 
डप 
६१ 


शी 

१५ 

१६ 
१७ 

श्८ 

7 १६ 
६ २० 
२१ 
श्र 
२३ 


२४ 
र५्‌ 
> २६ 
२७ 
शत 
रह 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 


१३३ 


श्रेष्ठी श्रीपाल और उत्तका वंश 
श्राविका सूल्हएा देवी और उसका परिवार 
श्राविका सांतू और उसका पितृ परिवार 
श्रेष्ठी लाखणा और उसका परिवार 
श्रेष्ठी साल्हा और उसका प्रसिद्ध कुल 
श्रेष्ठी लाखण और वारय के परिवार 
श्रेष्ठी जसदू और उसका विशाल परिवार 
श्राविका कुमरदेवी और उसका वृहत्‌ परिवार 
सेठ हरसुखराम 
दीवान बुधसिह 
दीवान जोधराज एवं प्रसिद्ध तीर्थ 
श्री महावीरजी 
संघवी तुलाराम 
कविवर दौलतरामजी 
मास्टर कन्हेयालाल भौर उनका वंश 
श्री मिद्नुनलाल कोठारी 
डा० बेज्ञीप्रसाद 
श्री गुलाबचन्द 
श्री कुन्दनलाल 
श्री नारायशलाल 
श्री प्यारेलाल चौधरी 

श्री केहरीसिह 
श्री कुन्दनलाल काश्मी रिया 
पल्‍लीवाल जाति की धर्मक्षत्र में सेवांऐे' 
पल्‍लीवाल जैन महा समिति 
पल्‍लीवाल जाति दा अन्य जैन 
जातियों में स्थान 


९७ 
१०१ 
१०३ 
१०७ 
११५ 
११९ 
श्र२ 
श्२४ 
१२७ 
श्२६ 
१२१ 
१३३ 
१३५ 
१४८ 


१५५ 


रेप 
डरे 
है 8 


डरे 
धरे 
४४ 
४४ 


पल्‍लीवाल गच्छ पट्टारवालि 
पल्‍लीवाल गच्छीय प्रतिमा लेख 
पल्‍लीवाल गच्छ साहित्य 

पल्‍लीवाल जाति 

पल्‍लीवाज्न जाति में जन धर्म 

जैन जातियों एवं वंशों की स्थापना 
श्री श्रगरचन्दजी नाहटा 

लेखक का परिचय 





१५६ 
१६५ 
१६६९ 
१७० 
१७५ 
१७७ 
१७६ 
१८६ 


है भूमिका है; 


। शिफिकि00 ४५४५ 
यश्ः शेष उत्साही इतिहास-प्रेमी लेखक दौलतसिंहजी लोढ़ा अपर- 
नाम कवि “भ्ररविन्द” की प्रतिक्ृषृति, इस इतिहास के पृ० १८६ में है 
और वहां पृू० १८६ से १८९ तक उसका उचित परिचय श्री जवाहरलाल 
लोढा (सम्पादक-दवेताम्बर जैन! आगरा) जेसे गुणज्ञ सज्जनने कराया 
है। मैं पुनरक्ति करना नही चाहता। 'प्राग्वाट इतिहास' के बांद यह 
५ पलल्‍लीवाल जैन इतिहास” लिख कर लेखक ने सचमुच समाज को अनु- 
गृहीत किया है, अपने को अमर” बना दिया है । 

पल्‍लीवाल-जेन-समाज कंसा सद्गुणी, सत्कत॑व्य-परायरा, प्रशंस- 
नीय था ? और हैं-उसका इतिहास लिखना, प्रामाणिक परिचय, या 
दिग्‌ दर्शन कराना सहज बात नहीं है। ्राचीन संस्क्ृत प्राकृत ग्रन्थों 
में ताड़पत्रीय श्लौर कागज पुस्तकों में, प्रशस्तियां; तथा जैन-प्रतिमा- 
लेखों में मिलती हैं। भ्रस्त-व्यस्त इधर-उधर बिखरी हुई साधन-सामग्री 
को दू'ढ़ कर, समझ कर, व्यवस्थित संकलित करना, प्रामारिगक इति- 
हास की रचना करना बहुत परिश्रम-साध्य श्रत्यन्त गहन कठिन 
कर्तव्य है। कर्तव्य-निष्ठ परिश्रमशील विचक्षण बुद्धिशाली सदगत 
लोढाजी यह कर्तव्य यथामति यथाशक्ति बजा कर स्वर्ग सिधार गये 4 
झाशा है, इस इतिहास से समाज को शुभ ब्रेरणा मिलेगी। अपने कीति- 
शाली संस्मरणीय पूर्वजों कैसे सच्चरित्र, सदगुणी, प्रतिष्ठित सुशिक्षित 
सज्जन नररत्न उच्च संस्कारी नागरिक थे और समयोचित कर्तव्य 


बजाने वाले थे, समाज देश हित करने वाले, परोपकार परायर 
विवेकी, धामिक श्रध्यात्मिक प्रवृत्ति करने वाले थे? महिलाएं भी 
केसी सुशील सच्चरित्र उदार धर्म परायरा प्रेरणा-शृत्ति थी ? इसका 
खयाल इतिहास पढ़ने से हो सकता है । 

वर्तमान युग का वातावरण कुछ विचित्र है--कई पादइचात्य- 
संस्कृति मुग्ध राष्ट्रवाद की धुन में जात-पांत का भेंद मिटाकर, धर्म 
अधर्म का भी विचार छुडाकर, समझ में नहीं श्राता, मानवों को क्‍या 
पथ्ु-प्राय बनाना चाहते हैं ? हिसा को उत्तं जन देकर अहिसा को मिटा 
देना चाहते हैं ? इस तरह आर्य संस्कृति, सभ्यता, नीति-रीति-आचार- 
विचार को दूर कर अनीति, दुराचार, अनार्य संस्कार फेलाना बढ़ाना 
चाहते हैं। प्राचीन ज्ञाति-समाज-संगठन मिटाकर, भिन्‍न भिन्‍न वर्णो- 
जातियों की एकता का विताश कर विचित्र समाज की रचना -का 
प्रचार, प्रयत्न कर रहे हैं।यह कहां तक ठीक है ? गंभौरता से विचा-' 
रने योग्य है । ऐसे समय में, ऐसा ज्ञाति धर्म संवद्ध इत्तिहास कई विरुद्ध 
विचार मान्यता वाल को पसन्द न भी आवे उसका उपाय नहीं है। 

ज॑ंसे विशाल - देश का संरक्षण उत्नति-प्रगति-योग-क्षे म॒ भिन्‍न 
भिन्‍न प्रदेश-प्रान्त आदि की सुचारू व्यवस्था द्वारा होता है, इस तंरह 
मानव समूह का संयम-नियमन, सदाचार-संस्करण, भिन्‍न भिन्‍न वतुल 
समुदाय-संगठन द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है । 'समान-शील 
व्यसनेषु सख्यम' अर्थात्‌ समान श्राचार-विचार वालों में /मेत्री संभवित 
है | विरुद्ध आचार-विचार वालों में मेल होना मुश्किल हैं। एक अहिसक : 
हो, और दूसरा हिसक, एक सात्त्विक आहार करने वाला, और दूसरा 
मांसाहार आदि ग्रभक्ष्य भक्षण करने वाला, तामसी पदार्थ सेवन करने _ 
वाला, दीरू आदि अपेय पान करने वाला हो, ऐसे ही एक व्यक्ति धर्म- 
निष्ठ हो, और दूसरी व्यक्ति धर्म से नफरत करने वाली, श्रधर्म को 


(२ ) 


उत्तेजन देने वाली हो, एक व्यक्ति भ्रास्तिक हो, देव, गुरूआदि को मानने 
वाली हो, और दूसरी नास्तिक, देव, गुरू, मन्दिर, पूजन आदि से 
नफरत करने वाली हो, एक व्यक्ति मूत्ति का मान-सन्मान पुजन करने 
वाली हो, और दूसरी मूर्ति का ढं ष-तिरस्कार करने वाली हो । उन 
दोनों का मेल किस तरह ब्रैठ सकता है ? विलक्षण चक्रों से संसार 
रथ गृहस्थाश्रम यथा योग्य कैसे चल सके ? यह सब विचार दीर्च 
दृष्टि से लक्ष्य में रखकर पूर्वाचाययों नें समाज-हित, समाज-संगठन के 
लिए फरमाया कि--कुल-शील-समेः सार्थः कृतोदवाहोड्न्यगोत्रजेः 
श्र्थात्‌ जिनका कुल और शील ( सदाचरण ) समान हो, श्र जो भिन्‍न 
गोत्र में उत्पन्न हुए हों ( श्र्थात्‌ पीढ़ी-सम्बन्ध से बहिन, भाई न होते 
हों ) उनके साथ विवाह करने वाला सद-गृहस्थ गृहस्थ-घर्म पालने 
के लिए योग्य होता है--धर्म को निविध्त पाल सकता है। ऐसे दम्पती- 
युगल सुख-शांतिमय उन्‍तत जीवन पसार करते हैं, दूसरों के लिए श्रादर्श 
बन सकते हैं, सद्‌गुणी संस्कारी, धर्म.परायरा सन्तति-प्रजा परिवार को 
प्रकट करते हैं; जो समाज के, देशके, धर्मके, अ्रभ्युदयके लिए, अभ्यु- 
त्थान के लिए समर्थ हो सके । विशुद्ध ज्ञाति-परम्परा से देश को विशु- 
द्वता का कल्याण लाभ है । सारे जगत का या देश का उद्धार का ठेझका 
कोई नहीं ले सकता । जैसे पंचों द्वारा प्रत्येक ग्राम की रक्षा व्यवस्था 
की जाती है, इस तरह भिन्‍न भिन्‍न जाति पंच मंडल, अपने अपने सप्रु 
दाय की रक्षा व्यवस्था उन्नति प्रगति कर सकता है, जो परस्पर सुख 
दुःख में सम सुख दुखः भागी बनता है। 
इस दृष्टि से विचारा जाय तो यह इतिहास उपयोगी प्रतीत होगा । 
पल्‍लीवाल जेन समांज जागृत और उत्साही मातम होता है। श्रीयुत 
नन्‍्दततलालजी जैसे ज्ञाति -तन्‍्दन श्रीमानु सज्जन उसमें है कि अपने 
जाति समाज के प्राचीन अर्वाचीन इतिहास लिखने के लिए लेखक को 
प्रोत्साहित कर सके। इतिहस प्रेमी श्रीमान्‌ घीमातु अगरचन्दजी 


( रे 


नाहटा जिनका परिचय, प्रतिकृति साथ इस पुस्तक में [ पृ० १७६ से 
१८४५ तक ] पाठक पढ़े गे, उनका भी सहुकार इसमें शामिल है। 


सद्गत दौलतसिहजी, 'प्राग्वाट इतिहास' के लेखन समय से हमारे 
परिचित मित्र रहे, उत्तके सुपुत्र फतहसिह कीं तर्फ से, इस कार्य के लिए 
दो महीने पहिले दो शब्द ( भूमिका ) लिख देने के लिए सूचना आई, 
श्री नन्दनलालजी का भी प्रेरणा पत्र आया, में अन्यान्य कार्य में व्यम्न 
था, भेश ऐतिहासिक लेख संग्रह” भी श्री प्रकाशित होरहा 
है। और मैं हिन्दी में कम लिखता हूँ, तो भी कुछ लिखने के लिए अन्त- 
रात्मा ने प्रेरणा की । इसमेंलेखक ते विषय क्रम से प्रकरण वार परि 
श्रम से लिखा है । पल्‍ली (पाली) स्थान की प्राचीनता, भर पल्‍लीवाल 
वंश की प्रशस्तियां के विषय में में आगे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। 
मेरा अभिप्राय है कि विक्रम की बारहवों शताब्दी से पन्द्रहवी शतान्दी 
तक पल्‍लीवाल जाति वंश प्रायः ब्वेताम्बर मूत्तिपुजक जैन रहा। पीछे 
कई कारणों से भिन्‍न २ सम्प्रदाय मानने लगा हो | श्रीमाल, प्राग्वाट 
( पोरवाइ---पोरवाल ) ओसवाल सज्जुनों की तरह पल्‍लीवाल सज्जुनों 
को भी उनके कई कुल कुटुम्वों को व्यापार व्यवसाय वृत्ति, निर्वाह 
झादि की अनुकूलता से भिन्‍न भिन्‍न समय में, भिन्‍त भिन्‍न स्थानों 
में इधर उधर दूर दूर देश विदेश में निवास करना पड़ा है| उन्हें 
अपनी दक्षता से, सज्जनता से वहां वहां अपना संगठन कर लिया मालूम 
होता है | पलज्नीवाल जैन समाज, पूर्वजों के सन्‍्मार्ग पर चलकर, एकता 
से अपना उत्कर्ष सिद्ध करे यही शुमेच्छा है। 


पतली (पाली) की प्राचीनता 


विक्रम की दसबीं जशताव्दी मे पलल्‍ली पर अग्नि का उपद्रव 
( ४ ) 


विश्संवत्‌ ६१८चेत्र 'शु० २ का एक प्राकृत शिलालेख, जो घटियाला 
(जोधपुर मारवाड़) से प्राप्त हुम्मा है, जिसमें प्रतिहारवंशी राजा 
कक्‍कुक के प्रशस्त कार्यों का उल्लेख है, उसमें जिनदेवका दुरित 
विनाशक, सुख जनक भवन का निर्माण समर्पण जनानुराग, कीर्ति 
स्तम्भों के साथ सूचन है कि “उसने विषम प्रमंग में गिरि ज्वाला से 
प्रजजलित पल्‍ली (पाली) से गोधन शभ्रादि ग्रहण कर रक्षा की थी, भौर 
भूमि को नीलोत्पल आदि की सुगन्ध से सुगंधी, तथा आराम, महुडे भर 
ईख के वृक्षों से मधुर रमणीय बनाई थी ।”--यह शिलालेख, जर्नल 
रोयल एशियाटिक सोसायटी' सन्‌ १८६५ में पृ० ५१६ से ५१८ में 
मुझी देवीप्रसादजी के 'मारवाड़ के प्राचीन लेख” में तथा सद्गत 
बाबूजी पुरनचंदजी नाहर के 'जैन लेख संग्रह' (खण्ड १ पृ० २५६ से 
२६१) में प्रकाशित हुआ है, तथा कण्ह (कृष्ण) गझ्ुनि नामक लेख 
(जैन सत्यप्रकाश वर्ष ७ दीपोत्सवी अंक) में मैंने दर्शाया है उसमें निर्दिष्ट 
पल्‍ली प्रस्तुत पाली नगरी समभनी चाहिए | जिस प्राचीन स्थान से 
पल्‍लीवाल (पालीवाल) वैश्यों, ब्राह्मणों के ज्ञाति और इरवे० जेन 
मुनियों के पललीवाल गच्छ की प्रसिद्ध हुई है । विक्रम की १० वीं शताब्दी 
में इसके ऊपर अग्ति प्रकोप जैसी विषम आपत्ति आई थी उस समय 
सद्गुणी राजा कक्कुकनेवहाँ गोधन आदि की समयोचित रक्षा की थी । 


वि० सं० १३८६ में जिनग्रभसूरिजी ने विविध तीर्थकल्प (सिधी जैन 
ग्रन्थमाला ग्र० १०, पृ० 5८६) में तीर्थनामधेय संग्रहकल्प में सूचित किया 
है भ्रनेक प्राचीन स्थानों में वीर का तीर्थ स्थान था, उनमें 'पललयां” 
शब्द से इस पल्‍ली (पाली) का भी स्मरण है, | वहाँ भी भगवान्‌ 
महावीर का प्राचीत जेनमन्दिर था। सिद्धराज जयसिह के मित्र खंडि 
ल्लगच्छ के विजयसिहसूरि शिष्य वीराचार्य पाटण (गुजरात) से 
विद्या--बलसे आकाश मार्ग द्वारा हे पुरी में पहुँचे थे। यह घटना 

( ४५ 


पल्‍लीवास (ल) ब्राह्मणों ने प्लनपुर में महाराज जयसिंह को सूचित 
की थी । ऐसा उल्लेख-वि० सं० १३३४ के प्रभाचन्द्रसुरि के सं० प्रभावक 
चरित्र [वीरा चार्य चरित्र श्लो० १६--१६] में मिलता है। 

सिद्धराज और कुमारपाल के महामात्य प्राग्वाटवंशीय आनन्द पुत्र 
पृथ्वीपाल ने वि० सं० १९०१ ज्येष्ठ वदी ६ रविवार को अपने श्रेय के 
लिए कराई श्री विमलनाथ और श्री श्रनन्तनाथ देव जिन युगल सूर्तियाँ 
पल्लिका (पाली) के महावीर चेत्य में अर्पणण की थीं । 

उसका लेख श्री ताहर जन लेख संग्रह (भा० १, ले० ८5१४, ८५१५) 
तथा श्री जिन विजयजी प्रा० जेन लेखसंग्रह भा०२ ले० ३८९१) में 
दर्शाया है। भ्रीगुजरातनो प्राचीन!मंत्रि वंश नामक मेरा लेख शोरियन्टल 
कॉन्‍्फरेन्स ७ वां भ्रधिवेशन निबन्ध संग्रह में सन्‌ १९३५ बड़ौदा से 
प्रकाशित हुआ, उसमें सूचित कियां हैं । 

जैसलमेर किले के ग्रन्थ भंडार में रही हुई पंचाशक वृत्ति के ताड 
पन्नीय पुस्तक के अन्त में सं० दो पद्मों में उल्लेख हूँ कि “विक्रम संत्रत 
१२०७ में पदली-भंग के समय उस न टित पुस्तक को ग्रहण किया था, 
पीछे श्री जिनदतसूरिजी के शिष्प्र स्थिर चन्द्र गणि ते अपने कर्म- 
क्षयार्थ अजय मेरु दुर्ग में उसके गत भाग को लिखा था। 

सुप्रसिद्ध आचार्य श्री हेमचन्द्रजी ने गुर्जरेश्वर महाराजा कुमार 
पाल की कीति पत्ली-देश ( पाली प्रदेश ) में म्रमण करती सूचित की 
है। उनकी देशी नाम माला (वर्ग ६, गा० १३५ वृत्ति में इस भाव का 
११८ वाँ पद्य हैं। 

“अग्नुरिश्र तेश---मुुलासिय !, 
जयसिरि--वीवाह | मुक्कया तुज्क 
मुरइ व्वं भमह कित्ती, 
.मुआइणी कि श पल्लि देसे व्रि.” 
६-६: .) 


भावार्थ :--जिसका तेज-स्फुलिग त्रुटित नहीं हुआ है, ऐसे [ हैं 
महाराजा कुमारपाल ! ] अन्य वन्धुओं को छोड़ कर जयश्री के साथ 
विवाह करने वाले [ हें महाराज ] तुम्हारी कीति, असती स्त्री- 
डुम्बीकी तरह पल्लि देश ( पाली के देश ) में भी (क्या म्रमण नहीं 
(करती है ? 
_ महाराजा कुमारपाल ने अपने वाहु-पराक्रम से रणांगरा में शाक॑- 
भरी ( सांभर ) के राजा श्रान्त ( अ्र॒णोराज ) पर विजय प्राप्त किया 
था, इसका इसमें संस्मररा है। 
जेंसलमेर भण्डार ग्रन्थ सूची (पृ० ६ गा० ओ० सिरीभ नं० २१) में 
हमने दर्शाया है । 
वि० सं० १२१५ की शरद ऋतु में, इस पल्‍ली ( पाली ) में साहार 
सेठ के स्थान में निवास कर जिनचन्द्रसूरि के शिष्य विजयसिहसूरि 
- ने उमास्वाति वाचक के जम्बूद्वीप समास की विनेयजनहिता टीका रची 
गी।[ देखो तत्वार्थ सूत्र का परिश्िष्ट, कलकत्ता आ्रावृत्ति ] 


विक्रम की १२--१५ वीं शताब्दी की 
पललीवाल वंश की प्रश॒स्तियां 
आचारांग सूत्र की ताडपन्नीय पुस्तिका, जो “-पट्टन ( गुजरात ) 
घवीपाडा के ग्रन्थ-भंडार में विद्यमान है, उसके श्रन्त में पल्‍्लीवाल 
शकी तारीफ इस प्रकार है-- 
“उत्त ड़ सरलः सुव्शरुचिर; शांखाविशालच्छवि: 
सच्छायो गुरु शेल लब्ध निलयः पथ श्रियाइलंकृतः ।| 
सद वृरात्वयुतः सुपत्र गरिमा मुक्ताभिरामः शुचि; 
पल्‍लीपाल इति ग्रसिद्धमगमद वशः सुवंशोपमः ॥” 
( ७ ) 


.. भावार्थ--प्लीपाल-. वाला वंश को इसमें सुन्दर वंश-वृक्ष की 
उप्रमा देकर, उसकी साथ तुलना को है-। ज॑से वंश-वृक्ष ऊ ता, सरल, 
सुवर्श से मनोहर होता है, -शाखाग्रों से विशाल शोभा-युक्त होता है, 
छाया वाला होता है, वड़े भारी शल (पर्वत ) के ऊपर स्थान प्राप्त 


करने वाला होता है, पर्व श्री से श्रलंकृत होता है सद्‌ वृत्तपन से युक्त 
होता है, सुन्दर पन्नों से गौरव वाला होता है, मं]तिश्रों से मनोहर भौर 
पवित्र होता है, इस तरह पल्‍लीवाल वंश भी ऊचा है, सरल है, सुवर्र 
से सुन्दर है, शाखाम्रों से विशाल कान्तिवाला, छाया वाला है, बड़े 
भारी पर्वत पर जिसने स्थान मन्दिर प्राप्त किया है. जो पर्व-लक्ष्मी से 
श्रलंकृत हैं, सदाचररणा से युक्त है, सुन्दर पत्रों से गौरव वाला, मोतिश्रों 
से मनोहर और पवित्र होने से प्रसिद्धि को पाया है| 


इस पल्‍लीवाल वंश में ' चन्द्र तामक यशस्वी सद्गृहस्थ ब्वेताम्बर 
जैन ही 'गया, जिसने श्री पार्व॑जिनेश्वर का मन्दिर कराया था ॥ 
उसकी पत्नी का नाम माई, पुत्रों का नाम १ साभड, २ सामंत था। 
उनकी बहिन श्रीमती ने “गुरोपदेश से संसार की झसारता समभकर 
जयसिंहसूरि के पास दीक्षा ग्रहण की थी, उसकी बहिन शाँतूने विशाल 
आचारांग-सूत्र( नियु क्ति के साथ ) लिखवाकर श्रीमती गणशिनी को 
दिया था, उसने वह पुस्तक व्याख्या के लिए श्री धर्मघोष सूरि को 
अर्पण. किया था। ७ श्लोक वाली यह भ्रशस्ति; पत्तनस्थ प्राच्य जैन 
भाण्डांगारीय भ्न्थ सूची ( गा० श्रो० सि० नं० ७६ पृ० १०८-१०६ ) में 
हमने दर्शाई है। इसका अवतरणा, जैन पुस्तक-प्रशस्ति-संग्रह (पृ० 
५५-५६ में हुआ है। 


इसका जिकर स्व० लोढाजी ने इप्त इतिहास में पृ० ७१ में क्रिया + 
है । शायद वे पत्तन भा० प्रन्थसूची को न देख सके । 


के 


५तन्वानुं खकलाकलापमधिक॑ वयजवालंकृत, . 
लद्मीव शनटीव य॑ श्रितवती प्रंड्खद गुणाध्यासितम्‌ |. 
_शब़्ाननोत्तरणा मिलापमकरोद या (यो) बण्येतामागता (6), 
/. 'रुलीपाल इतिअसिद्ध महिमा व'शोउस्ति सो&यं शुवि |” 
35 
.. भावार्थ--अपने अधिक कला-कलाप को विस्तारने बोलें, श्रेष्ठ 
आर्जव-सरलता से श्रल॑कृत, तथा श्रेष्ठ गुणों से विशुषित जिस वंश 
को लक्ष्मी, वंश-नटीकी तरह आश्रित होकर, रज्ज से उतरने का 
गभिलाष नहीं करती है, ईंससे जो वर्णन करने योग्य हुआ है--वंसा 
पृथ्वी में प्रसिद्ध महिमा वाला यह पल्‍लीवाल वंश हैँ । 
सुप्रसिद्ध त्रिषव्टिशलाका पुरुष-चरित (अजितनाथ से शीतलनाथ 
पर्यन्त पर्व २-३) की ताडपन्रीय प्रति, जो पहुन (गुजरात ) के 
अंघवोीपाडा के ग्रन्थ-भण्डार -में विद्यमान है, उस पुस्तक के भ्रन्त में 
२१ श्लोक वाली प्रशस्ति है जो पटुन भंडार की भ्रन्थ-सूची (.गा० 
झो० सि० नं० ७६, पृ० १३८-१४० ) में हमने दर्शाई है। उसका 
भ्रैथम इलोक ऊपर दिखलाया है।वि० सम्बतु १३०३ उसमें स्पष्ट 
सूचित किया है । 
उस वंश के सोही के वंशजों में मदगसुन्दी और भाव सुन्दरी 
जैन इ्वेताम्बर, साध्वियां हुई थीं, जिन्होंने कीतिश्री गरिनी की 
चरणाराधना की थी ( उनकी शिष्याएँ बनी थीं। ) 
है जल प्रभ गुरु का विशुद्ध उपदेश सुनकर, उस वंश के धर्म निष्ठ 
सद्‌ गृहस्थ श्रीपाल ने माता-पिता के सुकृत के लिए उपयु क्त पुस्तक 
लिखवाया था, और विक्रम संवत्‌ १३०३ में उस कुल प्रभसूरिके पढ- 
तिलक नरेश्वरसूरि से व्याख्याव कराया था। यह पुस्तक उस वर्ष में 
का० शु० १० के दिन भृगुकच्छ ( भरुच ) में ठ0 सउघर ने लिखा था। 
( ६ ) 


० 


स्वर्गीय लोढाजी ने इस इतिहास में इसका जिकर पृष्ठ ६७-६५ 
में किया है, लेकिन वहां जै० पु० प्र0 सं० प्र० ११ पृष्ठ १४ सूचित किया 
है, मालूम होता है पट्टन भं० ग्रन्थ सूची मुख्य आधार-स्थल को वैन 
देख सके । । 

वि० संवत्‌ १३२६ श्रा० व० २ सोम के दिन धवलक्कुक ( घोलका/ 
गुजरात ) में, श्रजु नदेव महाराज के राज्य-काल में, महामात्य श्री/ 
मल्लदेव के समय में, स्तम्भ तीर्थ (खंभात ) निवासी पल्लीवाल 
ज्ञातीय भण० लीलादेवी ने अपने श्रेयोडर्थ महापुरुष-चरित्र पुस्तक 
(ताडपन्नोय ) लिखाया था, जो वर्तमान में श्री विजयनेमिसूरिजी के 
शास्त्र-संग्रह-भण्डार श्रहमदाबाद में है | इसके मुख्य श्राधार से 
शीलांकाचार्य का यह भ्राकृत ग्रन्थ चउप्पन्त महापुरुष-चरित्र हाल में 
प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌ ( प्राकृत टेक्स सोसायटी ) ग्रन्थ ३ वाराणसी से 
प्रकाशित हुआ है । इसके पृ० ३३५ की टि० ६ में उपयुक्त पुस्तक का £ 
प्रन्तिम उल्लेख दिखलाया है । 

स्वर्गीय लोढाजी ने इस इतिहास के पू० ७२ में, सिर्फ वर्धमान 
स्वामी चरित्र की प्रति का निदर्देश किया है। वह उपयु क्त पुस्तक सम- 
भना चाहिए ।_ । 

“पुदयागएय गुणान्वितोी5 तिविततस्तु ग। सदा मंजुलः, 

ब्द् | लैषयु अल ३०] 

छाया-श्लैषयुतः सुबर्णंकलितः शाखा--प्रशाखाकुलः । 

पललीपाल इति भूत महिमा ख्योत: छ्षितो विधते, 

वशो बश इवोच्चकेः 'जषितिभतो मूध्नोपरिष्ठात स्थित ः ट' 

भावार्थ-पललीपाल ( वाल ) वंश, वंश ( वृक्ष ) की तरह, पुण्य 
से अगशित गुणों से युक्त है, श्रति विस्तृत, ऊचा, भौर सदा मनोहर 
है, छाया-संयोग से युक्त, सुवर्ण से शोभता, तथा शाख्ा-पशाखाश्रों से 


(१० ) 


विश्वषित, बहुत महिमा वाला, पृथ्वी में प्रख्यात, उच्चता से, पर्वतों 
और राजाओं के मस्तक ऊपर रहा हुप्रा (राजमान्य) विद्यमान है | 
पटन ( गुजरात ) संघवीपाड़ा के जैन ग्रत्थ-भंडार में न॑० २६४ 
सार्धशतकवबृत्ति ताड़पत्रीय प्रति के अन्त में वीर जिनेन्द्र के मद्भल 
इलोक के बाद वीरपुर नामक नगर के वर्शन के बाद .उपगु क्त इलोक 


है। इस पल्‍लीवाल वंश में ठककुर घध नामक माननीय श्रावक और 
उसकी पतली रासलदेंवी कागुरण-वर्णन अपूर्ण है। यह पुस्तिका इस 
वंश के सज्जनों ने लिखा कर समर्पण की मालूम होती है। यह प्रश- 
स्ति पट्टन भ० ग्रथ सूचो ( गा० श्रो० सि० नं० ७६ पृष्ठ १६३ ) में हमने 
दर्णाया है । 

स्त्रर्गीय लोढाजी ने इस इतिहास के पृष्ठ ७१ में इसका जिकर किया 
है, लेकिन वहां श्राधार-स्थान जे० पु० प्र० सं० १०३ पृ० ९४ दर्शाया 
है, पटुन भं० ग्रन्थ सूची न देख सके । 


पल्‍लीवाल इति ख्यातो, व'शः परबोदितोदितः 
सो5स्ति स्वस्तिकरों थाह्यां, यत्र कीर्तिव्यंजायत !| 


भावार्थ:--पत्लीवाल नाम प्ले प्रत्यात यह वंश है, जो पर्बो से 
उदित उदय वाल है, पृथ्वी में स्वस्ति-कल्याण करने वाला है, जिस 
वंश में दरगेति प्रकट हुई है । 

पट्टन ( गुजरात ) के संघवी पाडा के जेन ग्रन्थ भण्डार में नं० ६० 
में रही हुई देवेन्द्रसूरि-कृति उपभिति भव प्रपंचा कथा-सारोद्धार (श्लोक 
बद्ध) के अन्त में १६ श्लोक वाली विस्तृत प्रशस्ति है, उसका दूसरा 
इलोक ऊपर दर्शाया है । इस वंश के श्रेष्ठी वीकल की पत्नी रत्नदेवी 
थी। उत्की शीलवती पुत्री सूल्हरि! सुश्राविका थी, जो वजञसिह की 
प्रियतमा थी। जयदेवसूरि की भक्त उस श्राविका मे अपनी सासू 


(११ ) 


पातृ के श्रेयोर्र्थ वह पुस्तिका लिखव़ाई थी। पटुन भं० ग्रन्थ सूची - 
( गा० ओ0० सि० नं० ७६, पु०: ४०:४१ ) में हमने दर्शाया है। 

स्वर्गीय लोढाजी ने इस इतिहास में पु० ६९-७० में इसका परिचय 
कराया हैं, वहां श्राघारःस्थान जै० पु० प्र० सं० ७० पृष्ठ ६८-दछ 
दिखलाया हैं । पुर्वोक्त पट्टन भण्डार-प्रन्थ सूची को न देख सके । 

सुप्रसिद्ध जिन प्रभसूरि ने वि० सं० १३८९ में हम्मीर मोहम्मद 
( तुगलक ) के राज्य-काल में योगिनी पत्तन ( दिल्‍ली ) में कल्पप्रदीप 
( विविध तीर्थ कल्प ) ग्रन्थ की रचना पूर्ण की थी । उसमें प्राकृत 
नासिक्यपुर कल्प में सूचित कियएहैं- कि+- व 

“त्ासिक्‍्यपुर में प्राचीन जैन प्रासाद था, उसको किसो अत्याचारी 
ने गिरा दिया है, ऐसा सुनकर पल्लीवाल वंश के विभूषण साह 
ईद्वर के पुन्न मारणिक्य के सुपुत्र, नाऊ की कुक्षि रूप सरोवर के राज- 
ह स-समान परम श्रावक साह कुमारसिह ने फिर नया प्रासाद (जेन 
मन्दिर ) कराया । न्याय से आया हुआ अपना द्रव्य सफल किया, 
अपने आत्मा को संसार रूप समुद्र से उत्तारा । इस तरह अनेक उद्धार 
से सार रूप नासिक्क महातीर्थ का आसघन आज भो यात्रा महोत्सव 
करने से चारों दिशाश्रों से श्राकर के संघ करते हैं, कलिकाल के गर्व 
को विनष्ट करने वाले भगवंत के शासन की प्रभावना करते हैं ।'' 

विशेष के लिए देखे (विविध तीर्थ कल्प पृ० ५३-५४, सिंघी जैन 
ग्रन्थमाला ग्रन्थ १० तथा हमारा लिखित श्रीजिन प्रभसूरि अने सुल- 
तान महम्मद ॥' 

संघवी पाडा पट्टन भंडार की ग्रन्थ सूची पृु० २५७-२५८ में पल्‍्ली- 
वाल कुल की ३२ श्लोक वाली ऐतिहासिक प्रशस्ति हमने प्रकाशित 
कराई है, लेकिन उस समय, वह किस ग्रन्थ के अन्त में हैं, ज्ञात नहीं 
था। पीछे गवेषणा से ज्ञात हुआ कि कर 

श्र 


सं० १४४२ भाद्र० शु० २ सोम के दिन स्तंभ तीर्थ ( खंभात ) में 
लिखित पंचांशक-वृत्ति भ्र थ-ताडपन्नीय पुस्तक के श्रन्त में है। उसके 
प्रारम्भ में “(आशभु श्रेष्ठी ) नाम है, भ्रन्‍्त से सूचित होता है कि सोम- 
तिलक सूरीक्षर के पट्टन के ज्ञान भंडार की यह पुस्तिका थी । 


उसके १५८ वें श्लोक से ज्ञात होता है कि उस वंश के दानी 
श्रीमान्‌ रत्नसिंह ने संघघति होकर संघ को विमलाचल श्रादि तीर्थों 
की यात्रा कराई थी । और [ श्लोक २०-२१ |] सद्गुणी राज-मान्य 
घिंह ने वि०'सं० १४२० में तपागच्छीय श्री जयानन्दसूरि और देव 
सुन्दरसूरिका सूरिपद-महोत्सव किया था। 

सर्व कुटम्बाधिपति इस सिंह के श्रादेश से तमालिनी ( खंभात ) 
में, धनाक और सहदेव ने संवत्‌ १४४१ में स्तम्भनकाधिप ( स्तम्भन- 
पाश्व नाथ ) के चेत्य में ज्ञान सागरसूरि (तपागच्छीय ) का सूरिपद- 
महोत्सव किया था । 


तथा सौवरशिक श्रेष्ठ अ्न्ध गृहस्थों ने वि" सं*० १४४२ में कुल मंडन 
सूरि से गुणरत्नसूरि (तपागच्छीय) का सूरिपद-महोत्सव किया था। 

इस प्रशस्ति में सौवर्शिक-श्रेष्ठ साल्हा-कुटुम्ब के गुण-वर्णन के 
साथ उसके स्वजनों के भी नांम दर्शाये हैं।इस साल्हा की सुशील, 
विशुद्ध बुद्धिशाली भार्या हीरादेवी जो सौवरिणकि-शिरोमरिण लूढां और 
लाखरण[देवी की सुपुत्नी थी, उसने शत्रु जय वगेरह तीर्थों की यात्रा से 
पुण्योपार्जन किया था । 


रवर्गीय लोढाजोे ने इस इतिहास के पृ० ७७ से 5५१ तक इस कुल 
का परिचय, व शवक्ष के साथ कराया है लेकिन इसका आधार-स्थान 
जे० पु० प्र0 सं0 प्र० ४०, पु० ४२, और प्र० सं० प्र० १०२ पृ० ६४ 
दर्शाया हैं। मालूम होता हैं वे, पट्टन भं० ग्रन्थ सूची न देख सके अस्तु 
( १३ ) 


भुमिका, धारणा से अधिक विस्तृत हो गई हूं इससे यहां ही 
समाप्त कर देता हूँ । गवेषणा करने वाले संशोवक, सज्जन इससे 
अधिक इतिहास प्रकाश में लावें, और समाज का गोौरब बढ़ावें। 
लेखक, प्रेरक, प्रकाशक ग्रादि का परिश्रम सफल हो। शुभभुयात्‌ । 


सं० २०१८ ] लालचरद्र भगवान गांधी 
फां० शु० २ गुर्वार (निवृत्त जैन पंडित-बड़ीदा राज्य) 
बड़ी वाड़ी, रावपुरा बड़ौदा 





पल्नोवाल जेन इतिहास 
श ॒ प्रभु-स्तुति हे 
सोम॑ स्वयंभरुवं॑ बुद्ध, नरकांत कर॑ गुरुम | 
भाखन्तं शंकर श्रीदं; अ्रणौमि प्रयतो जिनम्‌॥ 
अर्थात--शान्ति के धारक श्रौर श्राल्हादकारी होने से जो 
साक्षात चन्द्र कहलाते हैं। बिना उपदेशक के स्वयं ज्ञान प्राप्त 
करने से जो स्वयंश्रू ( ब्रह्मा ) कहे जाते हैं। केवल ज्ञानी होने से' 
जो बुद्ध कहलाते हैं । दूसरी कर्म प्रकृतियों के साथ नर्क नामक 
देत्य को परास्त करने वाले होने से जो साक्षात विष्णु कहे जाते 
हैं। भ्रलौकिक बुद्धिमान होने से जो बृहस्पति संभाषित होते हैं। 
'कैवल ज्ञान से लोकालोक को प्रकाशित करने के कारण जो सूर्य 
कहे जाते हैं । आ्रासन्न भव्य को मुक्ति सुख प्रदान करने वाले होने 
से जो शंकर कहलाते हैं | स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी के देने वाले' 
होने से जो कुबेर कहलाते हैं। ऐसे श्री जिनेतद्धदेव की मैं मन 
वचन काया से पवित्र होकर स्तुति करता हूँ । 


सरखती-वन्दना 
चाचस्पत्यादयो देवा;, सत्र समीहित सिद्धये। 
' या नमन्ति सदा भवत्यां, तां बंदे इंसवाहिनीस | 


अर्थात--बृहस्पति आदि देवता भी इच्छित कार्य की सिद्धि के 
' लिए भत्तिपूर्वक जिसको तमन करते हैं। उस हंसवाहिनी देवी 
की मैं वन्दना करता हूँ | 


भूमिका, धारणा से अधिक विस्तुत हो गई है इससे यहां ही 
समाप्त कर देता हूँ । गवेषणा करने वाले संशोधक, सज्जन इससे 
अधिक इतिहास प्रकाश में लावें, और समाज का गौरब बढ़ावें। 
लेखक, प्रेरक, प्रकाशक झादि का परिश्रम सफल हो। शुभभूयात्‌ | 


सं० २०१८ ] लालचन्द्र भगवान गांधी 


फा० शु० २ गुरवार (निवृत्त जैन पंडित-बड़ौदा राज्य) 
बड़ी वाड़ी, रावपुरा बड़ौदा 


2304) 


ः *ई 
हीं है; परन्तु इसके इतिहास एवं पुरातत्व सम्बंधी प्राचीन प्रमारो 
भी उपलब्ध होते हैं और राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार श्री 


ओभाजी, टॉड साहब आदि तथा वर्त्तमान राजस्थानी इंतिहासज्न 


भी इन तीनों में घनिष्ठ संवंध रहा हुआ बतलाते हैं। पाली में प्राप्त 


शक 


: प्राचीनतम लेख वि० सं० ११४४, ११५१ और १२०१ में पाली 


पल्लिकीय शब्दों का प्रयोग इन तीनों में प्राचीनतम संबंध को 
प्रगट करने में पूर्व सक्षम है। अधिक्‌ ऊहा पोह की आवश्यकता 
द्वी प्रतीत नहीं होती। 

” कन्नौज के अंतिम महाराज राठौड़ या गहडवाल जयचंद के 
मुहम्मद गोरी के हाथों अन्त में परास्त होगए। कन्नौज का साम्राज्य 
छिन्न भिन्न हो गया। वहाँ से कई राठौड़ कुल और श्रन्य प्रतिष्ठित 
कुल भारत के भ्रन्य भागों में चले गये और जिसुको जेसा अवसर 
प्राप्त हुंआ उसने भ्रपना वैसा-वेसा चलन स्वीकार किया | कई कुल 


.वीरो ने छोटे-छोटे राज्य भी स्थापित किये। ऐसे पुरुषों में जोधपुर 


के राठौर राज॑बंश का प्रथम पुरुष रावसीहा था। रावसीहाने श्राकर 
पाली में अपना राज्य स्थापित किया। इसके संबंध में भांति- 
भांति की कई किवदन्तियाँ प्रच॑लिंत हैं; परन्तु यहाँ राठौर राज्य की 
स्थापना का विषय प्रस्तुत इतिहास का अंग नहीं हैं। मात्र इतंतो 


5 ही लिख देना प्रर्याप्त है कि पाली के संमृद्ध व्यापारी श्रेष्ठ 


हर 


(१) गौरी शंकर ओका कृत राजस्थान के इतिहास में 
7 ४ * जोधपुर राज्य का इतिंहांस | ः 


(२) टॉड राजस्थान में पाली सम्बंधी विवरण | 


पाली ओर पललीवाल 


जोधपुर--मा खाड़--जंकशन-- रेलवे लाइन पर पाली एक 
प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यापारिक 
कला-कौशल वाले नगरों में पाली की श्राज भी गणना है । ठीक 
एक सहस्त वर्ष पूर्व भी पाली राजस्थान के प्रसिद्ध व्यापारिक 
सगरों में प्रसिद्ध था और मारवाड़ के भीनमाल, जाबालिपुर और. 
झोसियाँ ज़ैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक नग्रों की समृद्धता एवं सम्पन्नता 
में इससे स्पर्दा थी.। इतना ही नहीं पाली का व्यापार अरब 
अफ्रीका, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्क,युरोप, तिब्बत ओदि पश्चिमी- 
उत्तरीय प्रदेशों के संग भी बड़े पेमाने पर_ चलता था और 
राजस्थान, मालवा, दोआब, मध्य-प्रदेश, गुर्जर भूमियों में पाली 
के व्यापारी भारी प्रतिष्ठा के साथ व्यापार विनिमय करते थे।. 
जालोर के जालोरी, श्रीमालपुर के श्रीमाली प्राग्वाट , देशीय' 
प्राग्वाट पोरवाल उपकेशपुर ओसियाँ के ओसवाल, बघेरा के बघेर- 
वाल, भेड़ता के मेड़तवाल, नॉगौर के नागौरी, जैसे श्रन्य स्थानों 
एवं भिन्न प्रान्तों एवं विदेशों में, स्थानों के नामों से संबोधित 
किये जाते थे; पाली के व्यापारी अथवा निवासी भी पालींवाल ्‌ 
पल्‍लीवाल, १ल्‍लकीय विशेषणों से पुकारे जाते थे.। 

पाली नगर का पल्‍लीवाल गच्छ और पललीवाल जाति का * 
परस्पर संबंध 'पाली' शब्द की समानता पर तो ध्वनित होता 


३ 
हों है; परन्तु इसके इतिहास एवं पुरातत्व सम्वंधी प्राचीन प्रमारो 
भी उपलब्ध होते हैं और राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार श्री 
ओभाजी, टॉड साहब आदि तथा वर्त्तमान राजस्थानी इंतिहासश्ञ 
भी इन तीनों में घनिष्ठ संबंध रहा हुआ बतलाते हैं। पाली में प्राप्त 
प्राचीनतम लेख वि० सं० ११४४, ११५१ और १२०१ में पाली 
पल्लिकीय शब्दों का प्रयोग इन तीनों में प्राचोनतम संबंध को 
प्रगठ करने में पूर्व सक्षम है। अधिक्‌ ऊहा पोह की आवश्यकता 
ही प्रतीत नहीं होती। 

/” कन्नौज के अंतिम महाराज राठौड़ या गहडवाल जयचंद के 
छिल्न भिन्न हो गया। वहाँ से कई राठौड़ कुल और अन्य प्रतिष्ठित 
कुल भारत के अन्य भागों. में चले गये और जिस॒को जेसा अवसर 
प्राप्त हुआ उसने अ्रपना वैसा-वेसा चलन स्वीकार किया। कई कुल 
वीरो ने छोटे-छोटे राज्य भी स्थापित किये। ऐसे पुरुषों में जोधपुर 
के राठौर राज॑वंश का प्रथम पुरुष रावसीहा था। रावसीहाने भ्रांकर 
पाली में अंपेना राज्य स्थापित किया। इसके संबंध में भांति- 
भांति की कई किवदन्तियाँ प्रच॑लिंत हैं; परन्तु यहाँ राठौर राज्य की 
स्थापना का विषय प्रस्तुत इतिहास कां अंग नहीं हैं। मात्र इंतंनो 
ही लिख देना प्रर्याप्त है कि पाली के समृद्ध व्यापारी श्रेष्ठि 

(१) गौरी शंकर ओभा कंत राजस्थान के इतिहास में 
' जोधपुर राज्य का इतिहास | * 
(२) टॉड राजस्थान में पाली सम्बंधी विवरण | 


डं 


श्रीमंतों की सुरक्षा की नितान्त आवश्यकता थी। पाली उस समय 
समृद्ध नगरों में अग्रगण्य तो था; परन्‍्त राजधानी नगर नहीं था । 
पाली को राजा की उपस्थिति भ्रत्यन्त|आवश्यक थी । जाबालिपुर 
का राजा जाबालिपुर में रहता था और पाली धन व्यापार में 
जाबालिपुर से भी अधिक समृद्ध था। पाली के आस पास छोटे- 
छोटे जागीरदार भुमिपति बालेचा चौहान रहते थे और वे 
अवसर देखकर पाली को, पाली के व्यापार को, मार्ग में व्यापा- 
र्यों को भांति-भांति की हानियाँ पहुँचाया करते थे। 
ठीक ऐसे ही विषम काल में रावसींहा अपने कुछ वीरवर साथियों 
के सांथ इधर पाली होकर जा रहे थे । पाली निवासी प्रतिष्ठित 
पुरुषों ने रावसीहा को सर्व प्रकार योग्य वीर न्‍्यायी समझ कर 
पाली में भ्पना राज्य स्थापित करने की प्रार्थना की। रावसीहा 
इस अवसर की शोध में तो थे ही। इस प्रकार उन्होंने सहज ही 
पाली में श्रपना राज्य स्थापित किया | राव सींहा अपने अ्रन्तिम 
समय तक पाली में ही राज्य करते रहे | जालौर परगना के बीढू 
ग्राम में वि० सं० १३३० का० कृ० १२ सोमवार का देवल शिला 
लेख रावसीहा की मृत्यु तिथि का प्राप्त हुआ है। बीदू पाली से 

१४ मील उत्तर पश्चिम में है 

पल्‍लीवाल कहे जाने वाले ब्राह्मण वेश्यों के अतिरिक्त बढई, 
छीपी, लोहार, स्वर्णकार आदि भी भारत के भिन्न-भिन्न भागों में 


(१) ओका कृत राजस्थान जोधपुर राज्य का इतिहास 
देखें | 


५ 


बसे हुये पाये जाते हैं | इनमें पल्‍लीवाल ब्राह्मण और पल्‍लीवाल 
वेइय तो पालीं के पीछे एक जाति के रूप में ही प्रतिष्ठित हो 
गये हैँ । पाली में भी इन दोनों वर्गों में घनिष्ट सम्बंध यजमान 
- पुरोहित रहने का प्रमाण मिलता है। जैसे श्रीमाली वेश्यों का 
श्रीमाली ब्राह्मणों के साथ सम्बंध रहा हुआ प्राप्त होता है ठीक 
उसी भांति का पल्‍लीवाल बेश्य और ब्राह्मणों में सम्बंध था। 
पाली की प्राचीनता का प्राचीनतम प्रमाण पाली नगर के उत्तर 
पूर्व में बना हुआ पातालेशइवर महादेव का विक्रमीय €्वीं शतान्दी 
का बना हुआ मंदिर है | इस प्रमाण से यह कहा जासकता है कि 
पाली की प्राचीनता नवीं शताब्दी से भीं पूर्व मानी जा सकती है। 
आज इतना प्राचोन पाली, उतना बड़ा नगर भले न भी रह गया 
हो; परन्तु फिर भी वह राजस्थान का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर 
तो आज भी हैं और वहाँ पल्‍लीवाल ब्राह्मणों के लगभग ४५०० 
घर आज भी दसते हैं। एक मोहल्ला आज भी पल्‍लीवाल मोहल्ला 
के नाम से वहाँ कीतित है। पाली के पल्‍लीवाल ब्राह्मण और 
वेश्य दोनों बड़े-बड़े व्यापारी वर्ग रहे हैं। इनकी माण्डवी और 
सूरत जैसे व्यापारी नगरों में कोठियाँ और दुकाने थीं । ये द्स्दूर 
तक व्यापार करने जाया आया करते थे। खम्भात जैसे सुदूर 
बन्दर नगर के जेन मन्दिर और ज्ञान भण्डारों में पल्‍लीवाल 
इ्वेताम्बर जैन श्रेष्ठियों द्वारा लिखवाई हुई कई ग्रथ प्रतियाँ 
और प्रतिष्ठित प्रतिमायें सिद्ध कर रहीं हैं कि विक्रम की तेरहवीं 
चौदहवीं शताब्दी तक तो इ्वेताम्बर पल्‍लीवाल- कच्छ, काठिया 


द्‌ 

चाड़, सौराष्ट्र; उत्तर गुर्जर-पत्तन के प्रदेशों - में सर्वत्र फ़ैलः चुके 
थे। प्रस्तुत इतिहास में वर्णित कई पुरूष परिचयों से: यह विश्वास 
किया जा सकता है। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर 
राज्यों में व उत्तर प्रदेशमें आगरा ग्वालियर मथुरा विभागों में भी 
पललीवाल वद्य कुल विक्रम की १५-१६ वीं .शताब्दी पर्यन्त 
भरपूर फल .चुके थे।. इसके प्रमाण में भी वत्त मान प्रस्तुंत इस 
लघु इतिहास में कुछ प्रसंग आये हैं। 


एक दल्त -कथा के अनुसार "पाली की, थहां के 
समस्त पल्‍लीवाल वेश्य और ब्राह्मरों को. अ्रकस्मात्‌ 
भारी: धर्म संकट श्रा उपस्थित होने पर छोड़ कर चला 
जाना पड़ा था। जाना हीं नहीं पड़ा; परन्तु साथ ही यह शपथ 
लेकर कि कोई भी पल्वीवाल अपने को अपनी पिता की सच्ची 
संतान मानने वाला, लौट कर पाली में नहीं बसेगा और वहाँ का 
अन्न-जल ग्रहण नहीं करेगा | हमको तो यह कथा पीछे से जोड़ दी 
गयी प्रतीत होती है ऐसी घटना पाली में विक्रमीय १७ वीं शत्ताब्दी के 
प्रारम्भ में घटी उल्लिखित मिलती है। किन्तु इस शत्ताब्दी में तो 
पाली पर जोधपुर राठौड़ हिंदु राजवंश का शक्तिशाली यवनशासकों 
द्वारा पूर्ण सम्मानित राज्य था। हिन्दू राज्य में हिन्दुओं को कोई 
घर्म-संकट उत्पन्न होना-माना नहीं जा सकता और जो हिन्दू-राज्य 
यवन-सम्राटों द्वारा समर्थित हो, पूर्व सम्मानित हो तो वैसे हिन्दू 
राज्य में भी ,कोई धर्म-संकट उपस्थित हो जाना केवल गप्प हैं। 
इतिहास में भी कहीं ऐसा हुआ प्रतीत नहीं होता कि पाली पर 


७ 
कभी भयंकर हिन्दू-विधर्मी शत्रुओं द्वौरा कोई भ्रयंकर आक्रमण 
हुआ हो, जिसके दुखद परिणाम में पाली के निवासियों ,को, पाली 
सदंव के लिये त्याग कर जाना पड़ा हो। राव सीहा ने पाली में 
विक्रमीय तेरहवीं शताव्दी के अंतिम भाग में अपना प्रभुत्व भली 
भांति जमो लिया था और उसी राव सीहा के वंशजों के श्रधि- 
क्रार में श्राज तक पाली चला आता रहा । इससे यह तो सिद्ध हो 
गया कि ऐसा भयंकर प्रकोप पाली पर विक्रम की तेरहवी 
राताब्दी पश्चात्‌ तो नहीं हुआ। ऐसा प्रकोप इसके पूर्व हुआ तो बह 
भी मानने में नहीं श्रा सकता । गजुनवी-और गौरी के-आक्रमणों 
के पूर्व तो कोई हिन्दू-बिरोधी छात्र: का आ्राक्रमण राजस्थान में 
हुआ नहीं सुना अथवा पढ़ा गया। इन दोनों के आ्ाक्रमणों के 
. स्थान, संवत्‌, सार्गों की आज इतिहासकारों ने पूरी-पूरी शोध 
कर के अपनी कई रचनायें इतिहास के क्षेत्र में प्रस्तुत कर दी हैं; 
परन्तु उनमें कहीं भी पाली पर आक्रमण करने का अथवा 
आक्रमण के प्रसंग में मार्ग में पाली को विध्वंसित कर देने का 
कोई वर्णन पढ़ने में ग्रथवा जानने में नहीं आया कि अम्ुक 
सेनिक पदाधिकारी द्वारा किये गये शअत्याचारों एवं घर्मश्रष्ट 
व्यवहारों के कारण पल्‍लीवालों को पाली छोड़ कर जाना पड़ा 
हो । गौरी और उसके संनिक अथवा उच्चाधिकारी सेना नायक 
अजमेर से आगे बढ़े ही नहों। गुलाम वंश के शासन काल में 
जालौर पर, मंडोर पर इल्तुतमिस ने वि० सं० १२६५-९६ में 
आक्रमण अवद्य किया था; परन्तु पाली को भी नष्ठ किया हो 


ष 


ऐसा कोई विद्वासनीय उल्लेख भ्रभी तक प्राप्त नहीं हुआ । और 
इस समय तो पाली राठौड़ वीरवर रावसीहा की सुरक्षा में श्रा 
छुका था। विक्रम की सोलहवीं शत्ताव्दी में राठौड़ राजकुल की 
राजधानी मंडोर से जोधपुर आ गईं थी और उन्हीं वर्षों में 
जोधपुर राज्य का प्रवंध भी समुचित ढंग से सुदृढ़ बनाया गया 
था। इस राज्य सुव्यवस्था के स्थापना काल में यह संभव है कि 
पाली के ब्राह्मण कुल राजा से अप्रसन्न हो गये हों । पाली में वेसे 
तो एक लाख ब्राह्मण घरों का होना बताया जाता है; परन्तु 
यह संख्या मानने में नहीं श्रा सकती । हाँ इतना अवश्य सत्य 
है कि. पल्‍लीवाल कहे जाने वाले भाज़ के ब्राह्मण अ्रधिक से 
अधिक संख्या में पाली में ही बसते थे और वेश्यों में भी उनमें 
से श्रति समृद्ध घर तो ब्यापार करते थे और शेष कृषि का कार्य 
करते थे। पाली की समस्त कृषि योग्य भ्रूमि पर ब्राह्मणों का 
एक छत्र ग्रधिकार था।' अन्य कृषक जातियों के अधिकार में 
कंषि योग्य भुमि नाम मात्र को थी | राज्याधिकारियों ने ब्राह्मण 
कुलों से भूमि लेकर अन्य कृषक लोगों को देने का प्रयत्व किया 
हो और उस पर ये ब्राह्मण कुल अप्रसन्न होकर संगठित रूप से 
पाली का त्याग करके चले गये हों । यह कारण इस लिये अधिक 
माना जा सकता है कि प्राचीन कालों में त्राह्मण कृषि कर नहीं 
देते थे और प्रायः राजागण भी इनसे कोई कर नहीं लिया 
करते थे। पाली जैसे समृद्ध व्यवसायी नगर पर राज्य को व्यय 
अ्रधिक करना पड़ता ही था भौर उसके बदले में अगर कुछ भी 


& 


आय न हो तो यह अधिक समय तक सहनोय भी नहीं हो सकता 
था। इस स्थिति में राज्य ने ब्राह्मण कुलों से जमोन ले-ले कर 
भ्रन्य कर देने वाले कृषक कुलों को देना प्रारम्भ किया हो और 
इन कृषक ब्राह्मण कुलों ने अपने साथी वैश्य कुलों से इस हानि 
की पूर्ति में सहानुभूति चाहो हो और वे भी उनके पाषण के 
लिये सदेव का रीति से श्रघिक सहाय करने को तैयार न हुए या 
बल्कि उल्टे उनके पोषण के भार को कम करने की सोचते रहे 
हों। इस प्रकार ब्राह्मण और राज्य तथा ब्राह्मण और वैद्यों में 
तनाव बढ़ गया हो श्लौर उस पर ये ब्राह्मण कुल संध बांध कर 
निकल चले हों ; यह मानना संभव है। पल्‍लीवाल बेश्यों के 
त्याग का तो कोई प्रइन उठता ही नहीं । इतना अ्रवदय संभव 
माना जा सकता है कि ब्राह्मण कुलों की सहानिशभ्रुति में इन 
वेश्य कुलों में से भ्रधिक भ्रथवा न्यून ने पाली का त्याग किया हो 
भ्रौर भ्रन्यत्र जाकर बसे हों । यह संभव भी है, कारण कि वैद्यों 
और ब्राह्मणों में गाढ़ सम्बन्ध था। दोनों भें यजमान और 
पुरोहित का सम्बंध था। ब्राह्मण कुलों की श्रधिक जिम्मेदारी 
इन वैश्य कुलों पर थी। ब्राह्मणों के कृषि दीन होने पर वह 
जिम्मेदारी मात्रा में श्रौर अधिक वढ़ने वाली थी। अतः दोनों 
ने पाली का त्याग करना और श्रन्य राज्य क्षेत्रों में जाकर निवास 
करना सामूहिक रुप से स्वीकार करके यह लोग पाली का त्याग 
करके चले गये हों । जो कुछ हो घ॒र्म संकट जैसी तो कोई घटना 
नहीं हुई। राज्य प्रकोप तों फिर भी माना जा सकता है। परन्तु 


5 


वह भी भयंकर रूप से नहीं। मारवाड़ राज्य के उस समय के 
इस समृद्ध पाली नगर का अश्रगर ऐसा भयंकर विव्यंश हुआ होता 
श्रथवा इस प्रकार पूर्णतः खाली कर दिया गया हीता तो बसी 
घटना का कुछ तो उल्लेख जोचपुर राज्य के इतिहास में मिलता, 
घटना बढ़ा चढ़ा कर कवित्तों में पिरोई गई है। पाली का त्याग 
करके ब्राह्मण दक्षिण पश्चिम दिल्ञा में गये और वैश्य पूर्व उत्तर 
दिया में; यह ठोक भी है। पल्‍लीवाल वेद्य श्राज भी मारवाड़ 
के उत्तर पूर्व में श्राये हुये भलवर, जयपुर, भरतपुर, खालियर 
राज्यों तथा संयुक्त प्रान्त में श्रधिक बसे हुए हैं और पल्‍लीवाल 
ब्राह्मण उदयपुर, जैसलमेर, वीकानेर राज्यों और उनके निकट 
वर्ती भागों में | वँसे तो दोनों वर्गों के थोड़े-थोड़े धर तो राज- 
स्थान की एवं मालवा, मव्य भारत की सर्वत्र भ्रुभियों में पाए 
जाते हैं जो धीरे-बीरे व्यापार, कृपि धंधा आ्रादि की दृष्टियों एवं 
अन्य सुविधाओं से श्राकपित हो-होकर जा बसे हैं। मेवाड़ में 
पललीवाल ब्राह्मणों को नन्‍्दवाना बोहरा भी कहते हैं । 

पाली और पललीवाल ज्ञाति का जेसा परस्पर सम्बंध, पाग्रा 
जाता है। बेसा ही पल्‍लीवाल पल्लिकीय गच्छ का भी इन दांतों 
के साथ पाया जाता है। पल्‍ली गच्छ की स्थापना पाली नगर 
में भगवान महावीर के पट्ट पर १७ वें आचार्य जसी (यज्ञो) देव 
सूरि द्वारा सं ३२६ वेशाख थु० ५ को हुई। उक्त सँवत्‌ वीकानेर 
“के बड़े उपाशथ्य के ज्ञान भन्‍्डार में प्राप्त एक अ्रप्रकाशित पल्ली 
- वाल गच्छ पद्ठावली.में जो श्री नाहटा जी. को प्राप्त हुई थी और 


११ 
जिसकी प्रतिलिपि श्री आत्मानन्द श्रर्थ शताब्दी ग्रंथ में श्री ना 
जी ने श्रपने लेख 'पल्लीवाल गच्छ पट्टावली? में दी है, मिलता 
है। उक्त संवत्‌ कहाँ तक ठीक है, प्रमाणों के अ्रभाव में कुछ 
निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता | इतना अ्रवव्य प्रमारिक 
आधार पर लिखा जा सकता है कि पल्‍लोवाल गच्छ का शअत्र 
तक प्राप्त प्राचीनतम थूत्ति लेख पाली में प्राप्त वि० सं० ११४४, 
११५१ और १२०१ हैं। उक्त लेखों में पल्लिकीय प्रद्योतव सूरि का 
नाम. स्पष्ट हैं । प्राचीनता और नाम साम्य के कारण प्रल्लीवाल 
गच्छ का पाली और पल्‍्ली वाल ज्ञाति से गहरा संम्ब्ंध माना जा 
सकता है, परन्तु यह मानना कि पल्‍लीवाल ज्ञाति पल्‍लीवाल 
गच्छीय आचार्य साधु मुनियरों की ही श्रनु रागिनो श्रथवा इनको 
ही गुरु रूप से मानने वाली रही, ठीक नहीं । उपकेश गच्छा 
चार्य द्वारा प्रति बोधित उपकेश श्ोसवालों में जेंसे कई गच्छ 
परम्परा की मान्यतायें प्रचलित हैं, ठीक उसी प्रकार पल्‍लो 
वाल गच्छ द्वारा प्रतिवोधित पल्लीवाल ज्ञाति में भी कई गच्छ 
मान्यतायें पायी जाती हैं और यह पल्‍्लीवाल ज्ञातिय पुरुषों हारा 
प्रतिष्ठित मूर्ति मंदिर लेखों व प्रशस्तियो से भली भाँति स्पष्ट 
है। आदि में तीनों में घनिस्ट संबंध था, यह वस्तुतः मान्य है। 
पल्‍लीवाल गच्छाचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें और मंदिर 


अन्य जेन ज्ञातियों जेसे ओसवाल, श्रीमाल आदि के प्रकरणों, 
बृत्तों में भो उल्लिखित प्राप्त होते हैं। श्रतः पल्‍लीवाल गच्छ 
झौर पललीवाल ज्ञाति में परस्पर आम्नाय रूड़ता एवं व्यामोह 
. का मानना श्रप्रमाणिक एवं अनुचित हैं। 


पललीवाल ज्ञाति की उत्पत्ति 
ओर 
. विकाश एवं निवास 


वर्तमान में जितनो ज्ञात्तियां हैं उनके नाम प्रायः धंधा, स्थान 
प्रदेश, पुर-नगर-ग्राम के पीछे पड़े हुए ही अधिक मिलते हैं। जिन 
में वेदय जातियों के नाम तो प्रायः उक्त प्रकार ही प्र.सद्धि में आये 
हैं। श्रोमालपुर के श्रीमाली, खंडेला के खण्डेलवाल, ओसियाँ के 
झोसवाल आदि बारह अथवा तेरह जातियों में प्रायः सर्वनाम 
ग्राम और प्रान्तों की प्रसिद्धि को लेकर ही चलते हैं। पाली से 
पल्‍लीज्ञाति की उत्पत्ति मानी जाती है। पाली और पलल्‍लीवाल 
निबंध में इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में यथा प्राप्त 
एवं यथा संभव लिखा जा चुका है। कुछ विचारक जेन पल्‍लीवाल 
ज्ञाति और उसमें भी दिगम्बर पंडित पल्‍लीवाल ज्ञाति को समक्ष 
रखकर पाली से पल्‍लीवाल ज्ञाति का निकास अ्रथवा उसकी 
उत्पत्ति स्वीकार करने को तेयार नही हैं। परन्तु वे इसकी 
उत्पत्ति अन्य ज्ञातियों के समान कहाँ से स्वीकार करते हैं? 
इसका उनके पास कोई उत्तर अथवा आधार नहीं है। ऐसी 
स्थिति में पाली से ही पल्‍लीवाल ज्ञाति उत्पन्न हुई मानना अधिक 
समीचीन है । र्वेताम्बर ग्रंथों में तो पाली और पल्‍लीवाल गच्छ 


१३ 
एवं जाति के प्रगाढ़ सम्बंध को दिखाने वाले कई प्रमाण उपलब्ध 
हैं जो प्रस्तुत इस लघु इतिहास में भी यत्र-तत्र आ गये है । 

पाली की प्राचीनता के साथ २ पल्‍लीवाल ज्ञाति की 'पल्‍ली- 
वाल नाम से प्रसिद्धि होने की बात समानान्तर सिद्धनहीं की जा 
सकती | पाली नगर का नाम पाली क्‍यों पड़ा ? कब पड़ा ? 
आदि बातों को प्रमाणों से सिद्ध करना कठिन है "पाली? का एक 
अर्थ तरल पदार्थ निकालने का, एक बर्तन विशेष जो पली, पला 
और पलल्‍ली कहाते है। २ शत्रर्थ है-ओढ़ने, विछाने श्रथवा श्रन्न, 
कपास की गांठ बांधने का चदर-पलली। ३-द्रर्थ है-पक्ष । ४श्र्थ 
है-छोटा ग्राम । ५ श्रर्थ है-अनाज 
नापने का एक प्रकार का पात्र जिसे जालोर, भीनमाल, जसवंत- 
पुरा और साचोर के प्रगणों में पाली, पायली कहते हैं। आज भी 
वहां अ्रन्न इसी पायली-माप से तो मापा जाता है जो मणों में पूरी 
उतरती है। चार पायली का एक माणा | चार माणा की एक सई 
और इसी प्रकार आगे भी माप है। अनुमानतः चार पायली अन्न 
का तोल लगभग साढ़े पांच सेर बंगाली बेठता है।यह पाली 
अथवा पायली माप ही पाली के नाम का कारण बना हो तो कोई 
आश्चर्य की बात नहीं । पाली में श्र उसके समीपवर्ती भागों में 
अधिक बाजरी की कृषि होने के कारण इस तोल की ख्याति के 
पीछे पाली” नाम वर्तमान पाली का पड़ गया हो; परन्तु यह भी 
अनुमान ही है | परन्तु इस में तनिक सत्यता का भास होता है । 
पाली में अन्न-प्रचुरता से होता था और उसको पाली श्रथवा 


१४ 


पायलो से मापा जाता था श्रत: पाली से मापने वाला भ्रथवा 
पाली रखने वाला कृपक और व्यापारी पललीवाला-पालीवाला- 
पलल्‍लीवाल-पल्लिकीय कहलाता हो और ऐसे पल्‍लोवालों की 
अधिक संख्या एवं बस्ती के पोछे वह नगर ही पाली नाम॑ से 
विद्युति में आया हो | ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में मैं इन 
अनुमानों पर वल देकर नहीं कह सकता परन्तु पाली श्र पाली 
नामक माप को नाम साम्यता और पाली 'में पालो माप का 
प्राचीन समय से होता रहा प्रचार अवश्ये विचारणीय हैं । जो कुछ 
हों--चाहे पलली--पालीवाल*के पीछे मगर का: नाम पाली पड़ा 
हो और चाहें नगर में पाली (माप) का प्रयोग होने से नगर का 
नाम पाली पड़ा हो और पाली-पल्ली भाप का प्रयोग करने वाले 
कृषक, व्यापारी पल्‍लीवाल-पालीवाल कहाया हो--इन भ्रटकलों 
से कोई विशेष प्रयोजन नहीं। विशेष संभव यही है कि यह छोटा 
ग्राम-हों और पीछे बड़ा नगर वन गया ,हो । हे 

प्रयोजन मात्र इतना , ही है कि पाली से पल्‍लीवाल ज्ञाति का 
निकाश मानना अधिक संगत प्रतोत होता है.और यह प्रसंग 
अनेक कवित्त, दन्‍्त कथा, जन श्रतियों में श्राता है ओर प्राचीन- 
इतिहास, पुरातत्त्व के प्राप्त प्रमाणों पर जब तक कि अन्य स्थल 
के पक्ष में प्रवल प्रमाण न मिल जांब, याली ही पल्‍लीवाल ज्ञाति' 
का उत्पत्ति-स्थान माना जाना चाहिए। : 


इसी पाली नगर से पल्‍लीवाल गच्छ-की उत्पत्ति मानी-जाती. 
हैं। पल्‍लौवाल गचछ की उत्पत्ति की अन्य स्थान अ्रभी तक तो 


श्र 
किसी प्राचीन, श्र्वाचीन विद्वानु ने नहीं सुझाया है । पाली को ही 
उसका उत्तपत्ति-स्थान मान लिया गया है| पल्‍लीवाल गच्छ और 
पल्‍लीवाल ज्ञाति का मूल में प्रतिबोधक और प्रतित्रोधित का सम्बंध 
रहा है। इस पर भी पल्‍लीवाल ज्ञाति का मूल उत्पत्ति-स्थान 
पाली ही ठहरता है । पल्‍लीवाल गच्छ विशुद्धतः इ्वेताम्वर गच्छ 
है। पीछे से पललीवाल भिन्न गच्छ, सम्प्रदाय, मत भ्रथवा वैष्णव 
धर्म अनुयायी बन गये हों, तो भी उनके पल्‍लीवाल नाम के 
प्रचलन में उससे कोई अन्तर नहीं पड़ सकता । 


पल्‍लीवाल ज्ञाति की उत्पत्ति भी श्रन्य जैन बेश्य ज्ञातियों के 
साथ-साथ ही हुई मानी जा सकती है | वैसे तो ओसवाल, पोरवाल 
भ्रौर श्रोमाल ज्ञातियों की उत्पत्ति संवन्धी कुछ उल्लेख भ० महा- 
वीर के निर्वाण के पर्चात्‌ प्रथम शताब्दि में ही होना बतलाते. हैं; 
परन्तु पल्‍लीवाल गच्छ पट्टावलि जो वीकानेर बड़े उपाश्रय के 
वृहत ज्ञान भण्डार में हस्त लिखित प्राप्त हुई है उनमें १७ वे पाट 
पर हुए श्री यशोदेव सूरि ने वि० संवत ३२६ वर्ष वेशाख सुदी ५ 
प्रल्हाद प्रतिवोधिता श्री पल्‍लोवाल गच्छ स्थापना लिखा है । जैन 
ज्ञातियों के श्रधिकतर जो लेख-प्रतिमा, ताम्र पत्र पुस्तकें प्राप्त हैं। 
वे प्राय: नवीं और दसवीं शताब्दी और अधिकतर उत्तरोत्तर शता- 
व्दियों के साथ साथ संख्या में अ्रधिकाधिक पाये जाते हैं। अतः 
उनका विश्वुति में आना विक्रम की श्राठवीं शताब्दी और उनके 
तदनन्तर माना जाता है| इसी प्रकार पल्‍लीवाल प्राचीनतम लेख 
वारहवीं शताव्दी का वि० सं० ११४४ पाली में प्राप्त हुझ्ना है। 


१६ ि 
इस पर भी यह कहना ठीक नही है कि पल्‍्लीवाल ज्ञाति की 
उत्पत्ति इसी के समीपवर्ती या इसी शताब्दी में ही हुई हो । 
झराधुनिक प्राय: समस्त जैन ज्ञातियों का उद्धव राजस्थान में 
हुआ है। राजस्थान से ये फिर व्यक्ति, कुल, संघ के रूप में 
व्यापार धंधा, राजकीय निमनन्‍्त्रणों पर और राज्य परवर्तन+ 
दुष्काल, धर्म संकट एवं अ्र्थोपार्जंन के कारणों पर स्थान परि- 
वरतित करती रही हैं और धीरे-धीरे विक्रम की वारह॒वीं शताब्दी 
तक समस्त जैन ज्ञातियाँ अपने मल स्थान से छोटी बड़ी संख्या 
में निकल कर कच्छ, काव्यावाड़, सौराष्ट, गुर्जर, मालवा, 
मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रदेश बृज आदि भागों में भी पहुँच गई हैं। 
जिसके प्रचुर प्रमाण मूुरत्ति लेखों से, ग्रंथ प्रशस्तियों से एवं राज्यों 
के वर्शनों से ज्ञात होते हैं।पह्ठलो वाल ज्ञाति भी श्रन्य जेन 
ज्ञातियों की भाँति कच्छ, काठियावाड़, सौरास्ट्र और गुर्जर में 
बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी तक और ग्वालियर, जयपुर, 
भरतपुर, अलवर उदयपुर, कोटा, करौली बृज, आगरा आ्रादि 
विभागों के ग्राम, नगरों में विक्रम की चौदहवीं और पन्द्रहवीं 
शताब्दी पर्यन्त कुछ-कुछ संख्या में भरौर सोलहवीं एवं सत्तरहवीं 
शताब्दी में भारी संख्या में उपरोक्त स्थानों में व्यापार घंधा के 
पीछे पहुंची और यत्र तत्र वस गईं। इसकी पुष्टि में इस लघु 
इतिहास में वरिंत पह्लीवाल ज्ञातीय बंधुओं द्वारा उक्त स्थानों 
में विनिमित जेन मंदिर ग्र थ प्रशस्तियां और प्रतिष्ठित मृत्तियां 
प्रमाणों के रूप में लिये जा सकते है। 


१७ 

पाली से निकल कर ज्यों-ज्यों कुल, व्यक्ति श्रथवा संघ अलग 
अलग प्रान्तों में, राज्यों में जा-जा कर बसते गये, त्यों-त्यों वहां 
के निवासियों के प्रभाव से सम्पर्क व्यवहार से, मत परिवर्तित 
करते गये श्रौर आज यह ज्ञाति जेन धर्म की सभी मत और 
सम्प्रदायों में ही विभाजित नहीं, वरन कुछ पहीवाल वेश्य 
वैरणव भी हैं | जैसा श्रन्य प्रकरणों से सिद्ध होता है । इस जाति 
के प्राचीनतम उल्लेख इवेताम्बरीय हैं और वे द्वेताम्बर ग्रथों 
ज्ञान भण्डा रों और मंदिरों में प्राप्त होंते हैं । 

मूल स्थान से सर्वे प्रथम कौन निकला और कंव निकला 
श्रौर वह कहां, जा कर बसा यह बतलाना शत्यन्त कठिन है। 
फिर भी जो कुछ प्राप्त हुआ है वह निम्नवत्‌ है। 

यह सुनिश्चत है कि पालीबाल ब्राह्मण कुल वहां निस्कर 
कृषि करते थे। इस प्रकार उनको राज्य को कोई कर नहीं देना 
पड़ता था । अतिरिक्त इसके पछ्ीवाल गैश्यों के ऊपर भी उनका 
निर्वाह का कुछ भार था ही । राज्य ने ब्राह्मणों से कर लेने पर 
बल दिया और बैश्यों ने उसकी पूत्ति करना अ्रस्वीकार किया, 
बल्कि सदेव की जिम्मेदारी को उलटा घटाना चाहा और इस 
पर 'सहजरूष्ट” होने वाले स्वभाव के ब्राह्मण अपने सदियों के 
निवास पालीं का एक दम त्याग करके चल पड़े। यह घटना 
वि० १७ वीं शताब्दी में हुई प्रतीत होती है। पलल्‍लीवाल ब्राह्मण 
कुलों में पाली का त्याग करके निकल जाने की कथा उनके बच्चे 
बच्चे की जि्ना पर है। इसी प्रसंग के घटना काल में पलल्‍लीवाल 


श्द 


गैश्यों को पाली का त्याग करके चले जाने के लिये विवश होना 
पड़ा हो और वह यों । पल्‍लीवाल ब्राह्मण कृषक कुलों ने गैशय 
कुलों से सहाय मांगी हो अथवा वृत्ति में बुद्धि करने की कही हो 
और बगैद्य बुलों ने दोनों प्रस्ताव अस्वोकार किये और इपसे यह 
तनाव बढ़-चला हो। इससे भी झ्रधिक विश्वस्त कारण यह 
प्रतीत होता है कि गैश्य कुलों ने अपने ऊपर चले श॥राते ब्राह्मण 
कुलों के आथिक भार को कम करना चाहा हो और ब्राह्मण 
कुलों ने वह स्वीकार न किया हो | ठीक इसी समस्या के निकट 
में राज्य ने ब्राह्मण कुलों से कृषि योग्य भूमि छीनना प्रारंभ 
किया हो और वैश्य कुल यह सोचकर कि ब्राह्मण कुलों को उल्टा 
श्रब अधिक और देना पड़ेगा, न्यून करना दूर रहा। उक्त घटना 
काल के कुछ ही पूर्ण ग्रथवा उत्ती समय अधिक अथवा सम्पूर्ण 
समाज के साथ फाली का त्याग करके निकल चले हों । इस 
आशय की एक कहानी पह्लीवाल वैश्य कुलों में प्रचलित भी है 
झौर बह परिणाम से सत्य भी प्रतीत होती है। 

उस समय पानी जैन पहीवाल बैश्यों में घनपति साह का 
प्रमुख होना राय राव की पोथियों में वर्शित किया गया है। 
यह कहाँ तक प्रमाणिक है इस पर विचार करते हैंतो वह यों 
सिद्ध होता है कि राय परशादीलाल और मोतीलाल, के उत्त- 
राधिकारियों के पास में पछीवाल जाति की विवरण पोधियाँ 
हैं। उनकी पोधी में श्रष्ठि तुलाराम ने श्री महावीर जी क्षेत्र 
के लिये पललीवाल जातीय ४५ पेतालीस गोत्रों को निमंत्रित 


श्६ 


कर के संघ निकाला था, का वर्खन है। श्री महावीर जी क्षंत्र 
की स्थापना विक्रमीय १६ उन्नीसवीं शताव्दी के सं० १८२६ के 
आस पास दीवान जोधराज ने की थी । श्रतः उक्त राय की पोथी 
१६ उन्नीसवीं शताब्दी की अथवा पश्चात्‌ लिखी गई है। परन्तु 
उन्नीसवीं शताब्दी में लिखा जाने वाला विवरण निकट की और 
निकट तम की शताब्दियों का चाहे वह जनश्रुतियों, दन्‍्त कथाझ्रों 
पर ही क्‍यों न लिखा गया हो नाम, स्थान एवं कार्य-कारणों के 
उल्लेख में तो विश्वसनीय हो सकती है | इस दृष्टि से उक्त राय 
कीं उन्नीसवीं-वीसवीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक में श्रंगर १७ 
सतरहवीं शताव्दी की कोई महत्वपूर्ण घटना प्रसंग वर्शित है तो 
वह विद्बास करने के योग्य ही समझा जा सकता है। 

दूसरा धनपति साह का पल्‍लीवाल वैश्यों में विक्रमीय सतर- 
हवीं शताब्दी में पाली का त्याग करने के कार्य को उठाना इस 
प्र भी विश्वास योग्य ठहरता है कि उसी छताब्दी में पाली 
ब्राह्मणों ने पाली का त्याग किया था। दोनों में घनिष्ट एवं गाढ 
सम्बंध होने के कारस्म किसी तृतीय कारण से अ्रथवा दोतों में 
उत्पन्न हुए कोई तनाव पर दोनों वर्णवाले पाली एक साथ श्रथवा 
कुछ भ्रागे पीछे छोड़ चले हों, यह स्वभाविक हैं । 

तुला रास ने ४५ गोंत्रों को निमंत्रित किया था, परन्तु श्राये 
३३ गोत्र ही थे। राय की पुस्तक में तुलाराम के पूर्वजों के नार्म 
इस प्रकार (-) चिन्ह लगा कर सरल पंक्ति में लिखे गये हैं 
कि पिता, पुत्र और भाई को श्रलग कर लेना संभव नहीं । गगा 


२० 

राम, खेमकरत और घासीराम भाईं हो सकते हैं। तुलाराम 
खेमकरन का-तृतीय पुत्र था। घनपति के दो पुत्र ग्रुझ्जा भर 
सोहिल थे | धनपति प्रतिष्ठित श्रीमन्‍्त एवं जाति का नेता था। 
पल्‍लीवाल वेश्यों को पालीवाल ब्राह्मणों को १४०० टका 
(उस समय के दो पेसा ) और १४०० सीधा सिद्धाहार 
जिसमें एक सेर आठा और उसी माप से दाल, घृत्त, मसाला 
देना होता था ।* यह देनिक था अथवा तैथिक, पाक्षिक, 
मासिक, वाषिक इस संबंध में कुछ ज्ञात नहीं हुमा | परन्तु जेसी 
राजस्थान में प्रथा है यह पाक्षिक होगा और अ्रमावश्या और 
पूरिएमा पर प्रत्येक मास दिया जाता होगा यह लगान भारी 
थी । धनिपति ने समस्त पल्‍लीवाल ब्राह्मण कुलों को एकत्रित 
करके उक्त वृत्ति में कुछ न्यूत करने का सुफाव रक्‍्खा । पल्‍लीवाल 
ब्राह्मणों ने उक्त प्रस्ताव पर कुछ भी विचार करने से श्रस्वीफार 
किया श्रोर इस पर दोनों में भारी तनाव उत्पन्न हो गया। 
निदान धनपति साह के नायकत्व में पल्‍लीवाल बेद्य समाज ने 
पाली का त्याग करके चला जाने का निश्चय किया और वे पाली 
का त्याग करके मेवाड़, श्रजमेर, जयपुर, ग्वालियर, मोरेना की 
ओर चले गये और धीरे-धीरे सर्वत्र राजस्थान, मालवा मध्य- 
भदेश, भौर संयुक्त प्रान्त में फैल गये |२ ' 


(१) संख्या १४०० बतलाती है कि पल्‍लीवाल वेश्य घर १४०० 
थे। और भ्राज की गणना से संगत ठहरता है। 


(२) एक स्थान पर पाली का त्याग्र सं० १६८१ में किया 
गया लिखा है। 


की] 


पाली से पल्‍लीवाल वेश्य संघ चल कर सहाजिगपुर आया 
और साडोरा पर्यत तो संगठित रूप से बढ़ता रहा । साडोरा से 
विशेषतः संघ सर्व दिशाग्रों में विसजित हीकर यथासुविधा जहाँ 
तहाँ वस गया । घनपति साह के पुत्र गुजा और सोहिल साडोरा 
में बसे ।३ ग्रुजा के ४५ पेतालीस और सोहिल के ७सात पुत्र 
। हुए। इन (५२) पुत्रों के नाम पर अधिकांश गोत्रों की स्थापना 
हुई कहा जाता है। पल्‍लीवाल वेश्यों में इन बावन पुत्रों की 
स्मृति में ५२ बावन लड्डू विवाहोत्सवों में बेटे वालों को लड़की 
वालों की शोर से दिये जाते हैं। 
पललोवाल बेदयों ने पालीवाल ब्राह्मणों की लगान के 
कारण और पालीवाल ब्राह्मणों ने राज की भूमि लगान के 
कारण पाली का त्याग कर दिया श्रौर पाली कमजोर हो गई।' 
पललीवाल बेश्य उत्तर पुर्व॑ और ब्राह्मण दक्षिण पश्चिम की शोर 
गये । उत्तर पूर्व व्यापार घंघा के योग्य स्थल होने से वेश्य 
व्यापार धंधा और कुछ कृषि कार्य में प्रवृत्त हुए भर ब्राह्मण 
दक्षिण पश्चिम में कृषि कार्य में ही पूर्वचत्‌ प्रवृत्त हुए। श्राज भी 
दोनों वर्ग उक्त प्रकार ही उक्त प्रान्तों में ही वास कर रहे हैं। 
वेश्य तो पाली त्याग के समय से पूर्ब भी गुर्जर, काठियावाड़, 
(३) कहीं सोहिल को पहले और गु'जा को पीछे लिखा है। 
नोट--जोधपुर राज्य के इतिहास में इस भारी घटना का 
कोई उल्लेख नहीं है। राज्य भी यहाँ कारण भरत हो और अप 
यश को दृष्टि से उल्लेख न किया गया हो। 


२७० 
राम, खेमकरन और घासीराम भाई हो सकते हैं। तुलाराम 
खेमकरन का-तृतीय पुत्र था। धनपति के दो पुत्र ग्रुज्जा भर 
सोहिल थे | घनपति प्रतिष्ठित श्रीमन्‍्त एवं जाति का नेता था। 
पलल्‍लीवाल वेश्यों को पालीवाल ब्राह्मणों को १४०० टका 
(उस समय के दो पैसा) और १४०० सीधा सिद्धाहार 
. जिसमें एक सेर आठा और उसीं माप से दाल, घुत, मसाला 
देना होता था ।* यह देनिक था श्रथवा तेंथिक, पाक्षिक, 
मासिक, वाधिक इस संबंध में कुछ ज्ञात नहीं हुआ | परन्तु जेसी 
राजस्थान में प्रथा है यह पाक्षिक होगा और अमावश्या श्र 
पूरिमा पर प्रत्येक मास दिया जाता होगा । यह लगान भारी 
थी । घनिपति ने समस्त पल्लीवाल ब्राह्मण कुलों को एकत्रित 
करके उक्त वृत्ति में कुछ न्‍्यून करने का सुझाव रवखा । पल्‍लीवाल 
बाहारणों ने उक्त प्रस्ताव पर कुछ भी विचार करने से भ्रस्वीकार 
किया और इस पर दोनों में भारी तनाव उत्पन्न हो गया। 
निदान घनपति साह के नायकत्व में पललीवाल वैश्य समाज ने 
पाली का त्याग करके चला जाने का निरचय किया और वे पाली 
का त्याग करके मेवाड़, श्रजमेर, जयपुर, ग्वालियर, मोरेना की 
ओर चले गये और धीरे-धीरे सर्वत्र राजस्थान, मालवा मध्य-, 
प्रदेश, और संयुक्त प्रान्त में फैल गये ।२ । 
(१) संख्या १४०० बतलाती है कि पल्‍लीवाल वैश्य घर १४०० 

थे। और झ्ाज की गणना से संगत ठहरता है। 


(२) एक स्थान पर पाली का त्याग सं० १६८१ में किया 
गया लिखा है। 


२१ 


पाली से पल्‍लीवाल वेश्य संध चल कर सहाजिगपुर आया 
श्रौर साडोरा पर्यत तो संगठित रूप से बढ़ता रहा। साडोरा से 
विशेषतः संघ सर्व दिशाओं में विसर्जित हीकर यथासुविधा जहाँ 
तहाँ वस गया । घनपति साह के पुत्र भुजा और सोहिल साडोरा 
में बसे |3 गुजा के ४५ पेतालीस और सोहिल के ७ सात पुत्र 
हुए। इन (५२) पुत्रों के नाम पर अधिकांश गोत्रों की स्थापना 
हुई कहा जाता है। पल्‍लीवाल वेह्यों में इस बावन पुत्रों की 
स्प्ृति में ५२ बावन लड्डू विवाहोत्सवों में बेठे वालों को लड़की 
वालों की ओर से दिये जाते हैं। 


पललोवाल वेश्यों ने पालीवाल ब्राह्मणों की लगान के 
कारण और पालीवाल ब्राह्मणों ने राज की भूमि लगान के 
कारण पाली का त्याग कर दिया और पाली कमजोर हो गई।' 
पललीवाल वैश्य उत्तर पुर्व और ब्राह्मण दक्षिण पश्चिम की ओर 
गये । उत्तर पूर्व व्यापार धंधा के योग्य स्थल होने से वेश्य 
व्यापार धंघा ओर कुछ कृषि कार्य में प्रवृत्त हुए भर ब्राह्मण 
दक्षिण पर्चिम में ऋषि कार्य में ही पूर्ववत्‌ प्रवृत्त हुए | आज भी 
दोनों वर्ग उक्त प्रकार ही उक्त प्रान्‍्तों में ही वास कर रहे हैँ । 
वेश्य तो पाली त्याग के समय से पूर्ब भी गुर्जर, काठियावाड़, 

(३) कहीं सोहिल को पहले और ग्रु'जा को पीछे लिखा है। 

नोट--जोधपुर राज्य के इतिहास में इस भारी घटना का 
कोई उल्लेख नहीं है। राज्य भी यहाँ कारण भूत हो और अप 
यज्ञ को हृष्ठि से उल्लेख न किया गया हो। 


श्र 


सौराष्ट्र, भालवा, मध्य प्रदेशों में न्यूनाधिक संख्या में पहुंच गये 
थे, परल्तु पूर्णतः पाली का त्याग इस ज्ञाति ने वि० की सत्तरहवी 
शताब्दी में ही किया, यह विश्वस्त है। 


ऐसा लिखा एवं जानने को भी मिला है कि पल्‍लीवाल वैश्य 
केवल पूर्व उत्तर की शोर ही नहीं गये कुछ ब्राह्मणों के संग 
झथंवा आगे पीछे पश्चिम की ओर जेसलमेर बाड़मेर और 
दक्षिण में कच्छ, कठियात्राड़ से आगे भी गये। ये कुशल व्यापारी 
तो थे ही | जेसलमेर जैसे अनपढ़, श्रद्धृत प्रदेश में इन्होंने तुरन्त 
श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया | वहाँ जागीरदार, भरूमिपतियों 
को तकद रकम उधार देते और उनकी समस्त आय ये लेते थे। 
किसानों के ऊपर भी इन धनियों का प्रभाव पड़ा श्रौर वे भी 
इनके वशवर्त्ती हो गये | कहते हैं कि जेसलमेर के दीवान सावन- 
सिंह को वेश्यों का यह बढ़ता हुआ प्रभाव एवं प्रभुत्वः बुरा लगा 
ओर उसने इनका बढ़ता हुआ प्रश्ुत्व रोका ही नहीं, लेकिन 
इनको जैसलमेर राज्य छोड़ देने तक के लिये उसने बाधित किया 
आर निदान तंग आकर ये वहाँ से श्रपने श्रभिनव निर्मित मकानों 
को पुनः छोड़ कर बीकानेर, सिंध और पंजाब आदि प्रान्तों की 
श्लोर बढ़े भर जहाँ तहाँ वसे । इन प्रान्तों में जहाँ-जहाँ ये पल्‍ली- 
वाल वैश्य बस रहे हैं, उनमें प्राय: श्रघिक उस समय से ही बसते 
थ्रा रहे हैं। जेतलमेर व बीकानेर राज्य के कई छोटे बड़े ग्रामों 
में ऊजड़ मकान एवं खण्डहर उन्तकी स्मृति आज भी करा रहे 
हैं। ऐसा जानने को मिलता है कि पाली के अधिकारी राजा ने 


२३ 


पाली के श्रीमन्‍्त वैश्यों से.यवन . शत्रुओं के विरूद्ध युद्ध में श्रर्थ 
सहायता एवं जन सहाय मांगा । और यह स्वीकार न करने पर 
उसने बेहयों को पाली एक दम त्याग करके चले जाने की आराज्ञा 
दी। यह अामक एवं मिथ्या विचार है। तेरहवी शताब्दी में 
राव सीहां का पाली पर प्रभ्ुुत्व॒ स्थापित हो चुका था। उसके 
वंशजों में से आ्राज पर्यत किसी एक नुप को भी यवन सत्ता के 
विरूद्ध लड़ना न पड़ा । तब यवन शक्ति से लड़ने के लिये सहाय 
मांगने का विचार उठता ही नहीं | र।व सीहा की सत्ता के पूर्व 
पाली पर जाबालिपुर के राजा क्रा श्रधिकार था। राव सीहा 
के पूर्व पाली त्याग का प्रकरण नहीं बना | तब किसी नृप की 
यह श्राज्ञा कि पाली त्याग कर चले जाश्नो उस समय की घटित 
वस्तु भी नहीं मानी जा सकती । 


न सरल न 


पतलीवाल ज्ञाति का प्रसार और उसके गोत्र 
तथा 


रीति रिवाज 


किसी भी सभूची ज्ञाति का व्यवस्थित इतिहास निवास, 
स्थिति, धर्म, धंधा श्रादि की हृष्टियों से लिख देना श्रत्यन्त 
कठिन है श्रीर यह वाछनीय भी नहीं होता । जिनके जीवन में 

. हास! की इति रही है अर्थात्‌ जिन नरवरों ने सम्पूर्ण जीवन 
महान्‌ संघर्ष क्रेल कर देश, धर्म, समाज अथवा पुर प्रान्त की 
सेवा की और अपने कुल को ऊपर उठा कर विश्वत्त बनाया है 
उनका ही उल्लेख होता है ऐसे पुरूष ही इतिहास के पृष्ठ बनाते 
हैं। भारत में फिर केवल राजवंशों के श्रतिरिक्त श्रन्य वंश 
अवगर ना को ही प्राप्त होते रहे हैं। और महाजन अ्रथवा बेश्य 
वंद्य तो लगभग श्रधिकाँश में भ्रवगरिगत ही रहा है। केवल उन 
बेह्य कुलों का और उत्तमें भी उन पुरुषों का जो किसी राज कुल 
की सेवा में रहा, उससे प्रतिष्ठा प्राप्त की श्रथवा कोई तीर्थ या 
साहित्य की स्मरणीय सेवा की । कुछ-कुछ वर्णन अगर कही हो 
गया और मिल गया तो उनको इतिहास के पृष्ठों में व्यक्तिगत 
बेठा दिया जाता है। उनके साधारण पूर्वज और वंशजों का 
फिर कोई पता नहीं चलता । ऐसी विषम स्थिति में किसी भी 


श्र 


ज्ञाति का विकाश प्रसार सम्बंध बिवरण तेयार करना असंभव 
कार्य है, फिर भी प्रस्तुत इतिहास में पल्खीवाल ज्ञाति कहाँ से 
कहाँ गई, कहाँ बसी का कुछ लेखा दिया गया है। इस प्रकरण 
में प्रसार और ग्रोत्रों को लक्ष्य कर के प्राप्त सामग्री के आधार 
पर जितना पूरा और अधिक वर्णन दे सकता हूँ उतना देने का 
प्रयास किया है। 


आ्राज तो पललीवाल बंधु भारत के प्रायः सर्व भागों में पाये 
जाते हैं परन्तु १६-१७ शताब्दी में ये उत्तर पूर्व १. जगरोठी 
(जयपुर राज्य), २. वराभरी (भामरी), ३े- मेवात (अलबर 
राज्य), ४. माड़धोई (पहाड़ घोई), ५. कांठेर (कांठेर भरतपुर), 
६. आगर वाटी (आगरा प्रान्त), ७. डांग, ८ करौली (करोली 
राज्य), और €. ग्वालियर (मध्य प्रदेश मुरेना आदि) इन € 
भागों में और दक्षिण परदि्चिम के जेसलमेर-राज्य, बीकानेर 
राज्य तथा कच्छ, कठियावाड़ सौराष्ट्र के कोई-कोई पुर, नगरों 
में रहते थे। उदयपुर, श्रजमेर, जोधपुर, सिरोही के राज्य तो 
पाली के चतुदिक भा गये हैं। भरत: इनका इन नगरों अथवा इन 
राज्यों में पाया जाना तो बहुत पहिले से था । सतरहवीं शताब्दी 
परचात्‌ इन नगर और प्रान्तों में भी संख्या बढ़ी । छीपा पल्‍्ली- 
वाल अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, फरक्खावाद, हापड़, देहली, 
अ्रतरोली, छतारी, कोड़ियागंज, पिडरावल, पहासु, सासनी, 
काजमाबाद में बसे हुए थे । 


२६ 


गोत्रों पर विचार करते समय यंह ध्यान में ञ्राता है कि अन्य 
जैन वेश्यज्ञातियों के गोत्रों की स्थापना से इस ज्ञाति के गोत्र की 
स्थापना का ढंग अलग रहा है। अन्य ज्ञातियों में अनेक गोत्र 
सम्मिलित हुए और इसज्ञाति में ज्ञाति के बन जाने के कई 
शताब्दियों पश्चात्‌ गोत्रों में विभाजन हुआ । धनपति शाह के 
गुजा के ४५ पुत्र और सोहिल के ७ पुत्र इन बावन पुत्रों से बावन 
गोत्र बने, कहा जाता है; परन्तु मुझे इसमें एक वस्तु देखकर 
शंका उत्पन्न होती है कि कई गोत्र ग्रामों के पीछे भी नाम विश्व त 
हुए हैं जेंसे वडेरी ग्राम से वडेरिया, सलावद से सलावदिया, 
पींगौरे से पींगोरिया आदि। ज्ञाति में वावन गोन्ष माने जाते हैं 
भर वे भी गुजा और सोहिल के बावन पुत्रों से । तब ग्रामों के 
पोछे जो गोत्र पाये जाते हैं उनकी स्थिति क्‍या है |! तात्पर्य यह है 
कि ज्ञाति के अ्रधिक गोत्र गुजा और सोहिल के पुत्रों से भौर कुछ 
गौन ग्रामों के लामों से बने--मालना अधिक संगत है। नीचे 
बावन गोत्र की सूची दी जाती है। ग्रामों से परिचित पाठक 
स्वयं समझ सकेंगे कि किस गोत्र के नाम में किस ग्राम के नाम 
का समावेश है। 








गुलन्दराय की जीरा पुस्तक से ली गई गोन्र सूची, रीति- 
प्रभाकर से उद्ध त सुची, तुलाराम की संघ यात्रा की गोत्र सूची- 
इन तीनों को मिलाकर गोत्र सूची प्रस्तुत की है। 


२७ 
पललीवालों के ५२ गोत्र 


सगेसुरिया,. नंग्रेसुरिया,  नागेसुरिया यानी सलावदिया, 


१ र्‌ ईे 
डगिया मसंद, डगिया सारंग डगियारकस, ' 
४ 4 ६ 
जनूयरिया ईंट की थाप, जनूयरिया कम की थाप, राजोरिया, 
७ ८ & 
चौर बंबार, बहैत्तरिया, भरकौलिया, बरवासिया, वारोलिया, 
१० ११ श्र १३ १४ 
वडेरिया, श्रठ्वरसिया, नौलाठिया, पावटिया, लैदौरिया, 
श्श्‌ १६ 9७ श्द १९ 
गिदोरावकस, धाती, कोटिया, नौधी, लोहकरेरिया, सेंगरवासिया, 
5० २१५ रर रे३ई २४ र५ 
तिलवासिया, चांदपुरिया, वारौलिया, दिवरिया, व्यानिया, वेद, 
२६ र७छ . र्‌८द २९ ३० ३१ 
कासामीरिया, निगोहिया, खैर, चकिया, विलनमासिथा, डड्रिया, 
श्र रेरे र४॑ रेफ ३६ ३७ 
नौहराज, गुढ हैलिया, भावरिया, कुरसोलिया, खोहवाल, 
शेप झे६ ४० ४१ डर 


पचीरिया, वारीवाल, ग्रुदिया, निहानिया, लषटकिया, दादुरिया, 


डरे १:32. है.६ 4 है ४७ है] 


र््‌८ 
गिदौरिया, भ्ोवार, भाईसृड़ा, गुवालियर । 


४६ #० १ श्र 

वैसे तो समस्त पल्‍लीवाल ज्ञाति एक वर्ग हैं, परन्तु विभिन्‍न 
भागों में, राज्यों में विभाजित हो जाने के कारण श्र सहज 
यातायात के साधनों के प्रभाव और प्रान्त, प्रदेशों की दूरी के 
कारण परस्पर का सम्बन्ध स्थगित हो गया और परिणाम यह 
झ्राया कि छीपी पललीवाल, भुरेना-मध्य प्रदेश के पलल्‍लीवाल 
श्ौर शेष बड़े भाग के पल्लीवालों में भोजन-व्यवहार एवं कन्या- 
व्यवहार बन्द हो गये। -दोनों श्लोर नवीन गोत्रों की उत्पत्ति से 
अन्तर गहराई को पहुँच गया । कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र, 
गुर्जर प्रदेशों में बसे हुए पल्‍लीवाल तो सदा के लिये ही दूर हो 
गये और उनको अपने गोत्र भी स्मरण नहीं रहे । 


छीपापल्‍लीवाल गोत्र सुरेन[-सध्य प्रदेश के पल्‍लोीवाल गोत्र 


१ अकबरपुरिया १ कायरे 

२ श्रगरेय्या २ काइ्मेरिया 

३ ओऔरंगावादी ३ खेरोनिवाल 

४ कंठमत्या ४ खोहवाल 

४५ कठोरिया ५ खेर 

६ करोड़िया ६ ग्रुदिया 

७ करोनिया ७ ग्वालियरे 

८ काइमेरिया ८ चौमुण्डा (चौखम्पार) 


२० 
११ 
श्र 
१३ 
१४ 
श्प्र्‌ 
१६ 
९७ 
श्८ 
१९ 
२० 
२१ 
र२ 
२३ 
२४ 
२० 
२६ 
२७ 
र्‌८ 
२६ 
३० 


कोनेवाल 
गिदौरया 
चीनिया 
चौघरिया 
जिवरिया 
टेनगुरिया 
ठाकुरिया 
डड्ूरिया 
दरवाजे वाल 
धनकीाडिया 
नगेसुरिया 
नारंगावादी 
पटपस्या 
पहाडुग्रा 
फिरोजाबादी 
भजोरिया 
सवाड़िया 
वजोरिया 
वरवांसिया 
वाकेवाल 


वारीलखु [सु) 
वेदिया 


१० 
११ 
१२ 
श्रे 
१४ 
श्श 
१६ 
१७ 
श्द 
श१& 
२० 
२१ 
श्र 
२३ 
२४ 
र५ 
रद 
२७ 
र््‌८ 
२६ 
३० 


२६ 


चौधा 
डडूरिया 
दमेजरे 
दिवस्पा 
धनवासी (घाती) 
धुरेनिया 
नगेसुरया 
निहानिया 
पचोरिया 
पाडे 
पावटिया 
महेला 
माईमूड़ा 
रायसेनिया 
लखटकिया 
लोहकरेरिया 
बड़ेरिया 
वरंवासिया 
वारीवाल 
वेद भगोरिया 
व्यानिया 
बंजारे 


३० 


३१ सकटिया ३१ समल 

१२ सेगर वासिया शेर सलावदिया 

३२३ हतकतिया ३३ सारग डस्या , 
३४ साले 


३५ सेंगर वासिया 


पल्‍लीवाल-महासमिति की बेठक जो वि० सं० १६८२ कात्तिक 
शु० १४ तदनुप्तार सत्‌ २५/१७ नम्बर को अछनेरा में हुई थी 
उसमें ४६ ग्राम, नगरों के प्रतिनिधियों की सर्वप्तम्पृति से झुरेना- 
मध्य भारत के पल्‍लीवाल बन्धुश्रों को भोजन एवं कन्या व्यवहार 
में सम्विलित किया गया था। इसके पश्चात्‌ सुरेना एवं मध्य- 
भारत के पल्‍लीवाल बच्धुग्रों ने आगरे के प्रतिष्ठित सज्जन पंडित 
चिरंजोलाल के सभापतित्व में मुरेना में सम्मेलन करवाया और 
उसमें लगभग २०० दो सौग्रामों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 
भारी समारोह के मब्ब भोजन एवं कन्या व्यवहार-वर्त्ताव की 
पुनः पुष्ठि को गई।" सन १६३३ फिरोजाबाद के अ्रधिवेशन में 
छीपा-पललीवालों के साथ भोजन-कन्या व्यवहार चालु करने 
का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था | आमिया और श्रामेदवरी गोन्रीय 





१. 'पल्लीवाल जेन; आगरा, सन्‌ १९४१ अप्रौल | 


१ 


सेलवार भी पल्‍लीवालों के साथ ही कन्या-व्यवहार करते 
थे।* 


विभिन्न प्रान्त एवं राज्यों में विभाजित यह पल्‍लींवाल ज्ञाति 
भले दूर-दूर तक फेली हो; परन्तु जन संख्या में मेरे विचार से 
बेश्य ज्ञातियों में सब से छोटी जाति है। लगभग ३५० ग्रामों में 
वसती है और जन संख्या में लगभग ६००० नौ सहस्त्रकुल स्त्री- 
पुरुष-वाल-वच्चे मिलकर हैं। जन-संख्या का एक कोष्टक जो 
मास्टर वन्हैयालाल जी ने सन्‌ १९२० में प्रस्तुत किया था उसको 
यहाँ उद्घृत किया जा रहा है।* 





ज-++ 


२. लगभग १५० वर्ष पूर्व दोवान रामलाल जी चौधरी पल्‍ली- 
वाल का विवाह अलवर के दीवान लाला सालिगराम जी 
सेलवाल के यहां हुआ था। सैलवान और जेसवाल दोनों 
में तो पूर्व से ही कन्या व्यवहार था ही । वेप्ते दोनों ज्ञातियां 
विशेषत: जन धर्मी थीं हो । उपरोक्त विंवाह से इन दोनों 
जातियों का विवाह सम्बन्ध पल्‍लीवालों में भी प्रारम्भ 
हो गया । 


३. तीनों _दलों में श्रमेक गोत्रों की एवं धर्म की समानता है 
और इस गोत्रीय एवं धर्म की समानता पर ही आधुनिक 
सुधारतादी पल्‍लीवाल वन्धु भोजन-कन्या-व्यवहार पर- 
स्पर चालू करने में अनुकरण,य सुधार कर सके हैं । 


| प्व्ट्ट है. छठे 6 55 | कल: है | ५भफ 








| ४४ फट | ह४ | ४४ (०० $ 
























































२८ >८ १5.08" 6 8 |७ नशा # 5 ४ | » >9०५% | + 
॥_] ७ ० छििपि[०७ 

झ्क ्ज ६०३४ | ००६ [»हक सर्प वर आप रत 3ढेडे के करे सक | पा ड़ 
| हे को [टफे ख फ फिए व्ज विप छिप प्ले स्लिकि | मेक 











कंस विज अम लिन अल 2 नकल. पलक 


8३ | फै४े | ४४ | ३४ | ऐप पक 


ना १ | 3४ | ५ २8३७ [8 
3 2७ हक कटा बा 
|| है बे 44 ॥॥॥ # ॥6॥/ 
ण्डे ००७४ डे 


॥०॥॥ ॥2॥०-)२॥8 ।2॥0|००॥ 




















ञ् 
न्ण 
तर रु 
शव 


























| 


| 
>॥ 
् 













































































ण ४३ 
































(2३० | ३०६ | ५३३ हिश्दे०० ८९३४४६५०३३ शक, बलारइहक ॥ कण 
कस फाफ | कक हज जल श मक 5 कक मिल (वि डम कक मा 
ह ३6] श््ज ०9 9 हि आओ | 5] | 3] (९४ | ६३ 
233 मील-> 3 2३] हि नशलजिज ली (2 232 नल ले :ह बी ककक5 +--+ | - -ह 
०६ ३ | ३3 |3० | ३४ ०३४ | 3१) 30 | ४४६०३ [293 | ०६ | 3४ | 6७ 
777 ---  -“+--.त.हहतहमढ 
(9०३ | ६# | ३०८ 8७७ | %४४५ ३८७ | ४३६ | ८३४ | ०४8 | ३८८ | ४8 | पे >52»॥६ 8४ 
वि्िधानाजि जम विधि निधि गे 
बी, गम 228 अल डी हिल यू रे ्ण _9%2_ 
* [8 ४ | ७ के ०४ | ० दिया 23 | अं आधि 
जऐ | १७ | ०६८ हड |5६० ६४३३ है विटेछ३ | ४३७ | 0६५३५ है० 3220 
3४ | » | 82 8208 88 है गा 











२ 8 [९ |४ ।९ऐ | 


६3.६ 


इस्त कोष्टक में छीपापल्‍लीवालों की जो कन्नौज, अलीगढ़, 
दिल्‍ली भ्रांदि कई नगर प्रामों में बसे हैं, की गणना नहीं है भौर 
इस जन-गणुना,कोष्टक में जयपुर, अलवर, भरतप्र स्थानों को 
छोड़कर शेष राजस्थान के उदयपुर राज्य, प्रतापगढ़, डूंगरपुर 
जोधपुर, जैसलमेर के स्थानों में जन-गणाना करते समय भ्रमण | 
नहीं किया गया प्रतोत होता है । छीपा पहलीवालों की गणना का 
विचार भी छोड़ दिया ज्ञात होता है। बीकानेर अस्पशित है। 
परन्तु ईन राज्यों और श्रन्य इस ही प्रकार छूटे हुए भारत के 
भाग में कठिनतः पल्‍लीवाल १०००-१२०० घर होंगे। मुख्यतः 
तो घनी आबादी वाले भागों का उपरोक्त कीोष्ठक में अंकन भरा 
चुका है | तात्पर्य यह निकलता है कि सन्‌ १६२० ई० में पल्‍ली 
वाल ज्ञाति की जन गणना समस्त स्पशित-अस्पशित भागों के 
निवासियों को मिलाकर भी ६€०००-६५०० होगी; इससे ग्रधिक 
नहीं | लगभग ५० वर्ष पहिले किसी घनाव्य ने विवाह में घर पीचे 
एक बेला व चबेनी बाँटी थी, जिसमें छकड़े भरकर गाँवों में भेजें 
गये थे, उस समय ६००० घ॒र्रों की संख्या बैठी थी | अब खेद है कि) 
संख्या इतने वर्षों में इतनी कम हो गई है । 





१. गुर्जर-सौराष्ट्र के भागों में पललीवाल बहुत कम संख्या में है 
और वे भी रेल आदि यातायात के साधनों भौर मीलों में, 
वहुत २-दूर | व्यय के अधिक पड़ने के भय से इन भूत! 

स्थानों में जनगणना करते समय भ्रमण नहों किया गया। 
प्रतीत होता है । छीपा पल्‍लीवालों की गराना का विचार, 
भी छोड़ दिया गया प्रतीत होता है 


रीति-रिवाज 


१-- पल्‍लीवालों के जहां मन्दिर हैं वहां भादवा मास में 
पयू षण पर्व ( श्रठाई ) बदी १३ से पंचमी तक मानी जाती हैं। 

२-- पल्‍लीवालों के कई मन्दिरों से लगे हुए उपाश्रयों में 
जतीजी रहते थे और बही वारमिक क्रियायें कराते थे । 

३-- पलल्‍लीवालों के मन्दिरों में श्री महावीर प्रश्नु के निर्वाण 
का लड्ड_ कार्तिक कृष्णा अ्रमावस्या की पिछली रात को श्रर्थात 
कारतिक शुक्ला १ प्रतिपदा की भोर होने से पूर्व चढता है । 


४--विवाह के अवसर पर मेलौनी होती है जिसके मुताबिक 
सब ॒विरादरी वालों से जो वाराते में शामिल होते हूँ कुछ चन्दा 
मन्दिर के खर्च को व किसी पुण्य के काम के निमित्त उधाया 
जाता है। यह चन्दा घराती बराती दोनों जगहों के मनुष्यों से 
इकठ्ा किया जाता है। इसमें हर एक मनुष्य अपनी इच्छानुसार 
जो चाहे दे सकते हैं। बेटे वाला १) रुपये से १०१) रुपये तक दे 
सकता है। बेटी वाला और उसके घराती भी अपनी इच्छानुसार 
भेंट करते हैं 

४-- लड़कालड़की कीं सगाई में चार बातों का बचाव किया 
जाता है। १निजगोत्र, २ लड़का लड़को के मामा का गोत्र, ३ 
लड़का लड़की के वाप के मामा का गोत्र, ४ लड़का लड़की की 
माताके मामा का गोत्र । इन चारों गोत्रों में कोई गोत्र किसी से 
मिले तो सगाई नही होती है और जब नाते और जन्म पत्नी की 
राह से विधि मिल जाती है, तव सगाई होती है। 


संं० 
१. 


टी हद. (६ 


2० छह ७छ 


१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


चोरासी न्यात 


सौरासी न्यातों तथा उनके स्थानों के नामों का विवरण 


नाम न्‍्यात 
श्रीमाल' 
श्री श्रीमाल 
श्री खंड 
श्रीगुरु 
श्रीगौड़ 
अगरवाल 
अजमेरा 
अजीधिया 
अडालिया 
झअवकथवाल 
ओसवाल 
कठाड़ा 
कटनेरा 
ककस्थन 
कपौला 
कांकरियां 
खरवा 


स्थान से 
भीनमाल 
हस्तिनापुर 
श्रीनगर 
आशभूना डौलाई 
सिद्धपुर 
अगरोहा 
अजमेर 
अयोध्या 
अढ़ाणपुर 
आँवरे आभानगर 
ओसियाँ नगर 
काटू 


' कटनेर 


वालकू ड़ा 
नग्रकोट 
करोली 
खेरवा 


१६. 
९२०. 
९१. 


२२. 
२३. 
२४८, 
र्र. 
र्‌६. 
२७. 
र्प, 
२६. 
' 2७. 


रे२, 


खडापता 
खेमवाल 
खंडेलवाल 
गंगराड़ा 
गाहिलवाल 
गौलवाल 
गोगवार 
गीदोड़िय 
चकौड़ 
चतुरथ 
चीतौड़ा 
चौरंडिया 
जायसवाल 
जालौरा 
जैेसवाल 
जम्वूसरा 
टींटोड़ा 
टंटौरिया 
टूसर 
दसौरा 
धवलकौौष्टी 


खेंडवा 
खेमा नगर 
खंडेला नगर 
गंगराड़ 
गोहिलगढ़ 
गौलगढ़ 
गोगा 
गोंदोडदेवगढ़ 
रखथंभ चकावह 
चरणुपुर 
चित्तौरगढ़ 
चावेडिया 
जावल 
सौवनगढ़ जालौर 
जेसलगढ़ 
जम्बू नगर 
टोंटौण 
टँंटेरा नगर 
ढाकसपुर 
दसौर 
घोलपुर 


इ््५ 


३६. धाकड़ 
४०. नालगरेसा 
४१. नागर 
४२. नेमा 

४३, नरसिंधपुरा 
४४. नवांभरा 
४५. नागिन्द्रा 
४६. नाथचल्ला 
४७. नाछेला 
४८. नौटिया 
४६. पल्‍लीवाल 
५०, परवार 
५१, पंचम 

५२. पौकरा 
५३. पोरवार 
५४ पौसरा 

प्५, वधेरवाल 
५६. बदनौरा 


०५७. वबरमाका 
प्र, विदिपादा 
५६. वौगार 
६०. भगनगे 


धाकगढ़ 
नराणपुर 
नागरचाल 
हरिश्चन्द्रपुरी 
नरसिंघापुर 
नवसरपुर 
नागिन्द्र नगर 
सिरोही 
नाड़ोलाई 
नोसलगढ़ 
पाली 
पारान्गर 
पंचम नगर 
पोकरजी 
पारेवा 

पौसर मगर 
बघेरा 
वबदनौर 
ब्रह्मपुर 
विदिपाद 


विलासपुरी 
भावनगर 


६१. 


धर 


६३. 
६४. 


६५. 


दर 
६७, 
द्द, 
६६. 
७०, 
७१. 
७२. 
७३. 
७४, 
७५, 
७६. 
78% मे 
प, 
७६. 
पप०. 
८१. 
८२. 
परे. 


मूगड़वार 
महेश्वरी 

मेड़तवाल 
माथुरिया 
मौड़ 


मांडलिया 
राजपुरा 
राजिया 
लवेचू 
लाड़ 
हरसोरा 
हमड़ 
हलद 
हाकरिया 
सांभरा 
सड़ौइया 
सरेडवाल 
सौरठवाल 
सेतपाल 
सौहितवाल 
सुरन्द्रा 
सोनेया .- 
सौरंडिया 


डै६ 


सूरपुर 
डीडवाड़ा 
भेड़ता 
मथुरा 
सिद्धपुरपोल 
मांडलगढ़ 
राजपुर 
राजगढ़ 
लावा नगर 
लावागढ़ 
हरसोर 
सादवाड़ा 
हलदा नगर 
हाकगढ़ नरलवरा 
सांभर 
हिगलादगड़ 
सादरी 
गिरनार सौराष्ट्र 
सीतपुर 
सौहित 
सुरेन्द्रपुर अवन्ती 
सोनगढ्‌ 
शिवगिराणा 


इतिहास कल्पद् म माहेश्सी कुल शद्ध दर्पण घ जे जा आा्णणाणणनार्भीी ७ ूणणारंधाओ 
इतिहास कल्पद्रुम माहेश्री कुल शुद्ध दर्पण च जेन सम्प्रदाय शिक्षा 


श्वेताम्बरी ८० गच्छ 


०« मलबे ल३०- अल टी 3 सागेन्द्र डजयिएा लनिद ड्तीरा विद्या- 
श्रो वनल्लसेन जी के बाद नागेन्द्र, चन्द्र, निवृति और विद्या 
कक ४ सपपदा 


0० ० ८, # कक न 
इसम से हअत्यक्त का इक्कास <६सस्दचब4 





हुईं । इस प्रकार चौरासी गच्छ हुए । 

१, ओसवाल १७, साचोरा 

२. जीरावला १८. कुचड़िया 

६३. वडगच्छ 8. सिद्धांत्ित्ा 
४, एुनसिया २०. रामसेनीश्रा 
५. गंगेसरा २१. झागमीक 
६. कोरंटा २२. सलचार 

७. आनपुरा इ॒३े. भावराज 
८. भेस्ञछा २४. पलल्‍लीवाल 
६. डड़्वीया र५. कोरंडदाल 
१०, जुदवीया २६. नामेन्द्र 
११. उदकाउञ्ा २७. घर्मंघोंप 
१२९. भिन्नमाल २८. वागोरी 
१३. झुडासिया २६. उद्धीतवारल 
१४. दाताणनआा ३०. नारावाल 
१४. गच्छपाल इ१. सांडेरवाल 


१६, घोषवाल इर२. मांडोवरा 


डरे 


३४६ 
३५, 


रे९. 


रेछ, 


च्ज् 


श्८प, 


३६. 


जांगला 
छापरिया 
वारेसड़ा 
द्विवंदनीक 
चित्रपाल 
वेगड़ा 
वापड़ 


« विजाहरा 
४९. 
४२. 
डरे, 
४४५ 
४५, 
४६. 
« रेबइया 
४८, 
४६९. 
५०. 
५१. 
५१. 


रे. 
भैड. 


कुवगपुरा 
काछेलिया 
सद्रोली 
भहुदेवाकरा 
कपुरसीया 
पूर्णतल 


सार्चपुनभीया 
नगर कोटिया 
हिसारिया 
भटनेरा 
जीतहरा 


जमापन 
भीमसेन 


४१ 


प५, आत्तागड़िया 
५६, कंवोओआा 
पूछ, सेवतरिया 
प्र८, वाघेरा 
५६. वाहेड़िया 
६०, सिद्धपुरा 
६१, घोघाघरा 
६२. तीगम 
६३. सगनाती 
६४. मंगोडी 
६५ ब्राह्मणिया 
६६. जालोरा 
६७. वोकड़िया 
६८. मुभाहरा 
६६. चित्रोड़ा 
७०. सुराणा 
७१. खंभाती 
७२. बड़ोदरिया 
७३. सोपारा 
७४. मांडलिया 


७५. कोठी (सो)पुरा 
७६, घुघका 


७७. थभणा ८१, गुवलिया 


७5८. पंचचलहीया ८०. बारेजा 
७६ पालणपुरा ८३. मुरंडवाल 
८०* गंधारा ८४, सासइला 





जन साहित्य संज्ोघक खंड ३ अंक १ से उद्बूत । 


जोर 


पालीवाल ब्राह्मण 


वेसे तो कुछ कुछ संकेत पाली में पललीवाल-ब्राह्मणों के 
निवास, पाली-त्याग और पल्‍लीवाल वैश्यों के साथ इनके संबंध 
के विषय में इस प्रस्तुत लघुवृत में यत्र-तत्र आ चुके हैं। परन्तु 
जो कुछ इनके संम्बंध में श्रव तक ज्ञात हो सका है वह और ये 
मिलाकर एक स्वतंत्र शीर्षक से लिखँ तो श्रधिक ठीक होगा | 

पालीवाल ब्राह्मण पाली में अपनी ज्ञाति के एक लाख घर 
होना कहते हैं। यह प्रवाद भ्रामक है। पाली समृद्ध और बड़ा 
नगर अवदय था, लेकिन केवल पल्‍लीवाल ब्राह्मणों के ही एक 
लाख घर थे तो श्रन्य जात्तियाँ जो वहाँ वसती थीं, उन सर्व के 
मिलाकर कितने लाख घर पाली में होंगे श्रौर फिर पाली भें जब 
कई लाख घर वसते थे तो ऐसे पाली के संबंध में जोधपुर-राज्य 
के इतिहास में उतना चढ़ा-बढ़ा वर्णान क्‍यों नहीं ? पल्‍लीवाल 
वेश्य १४०० सीधा और १४०० टक्‍्का पालीवाल ब्राह्मणों को 
दिया करते थे | इस दृष्टि से पाली में इनके भी लगभग १४००- 
१४०० ही घर होंगे श्र उनमें ७५००-८००० अ्रथवा १०००० दस 
सहस्त्र आबाल वृद्ध होंगे । 

पाली में ये लोग विशेषतः कृषि करते थे और राज्य को कोई 
कर नहीं देते थे और राज्य भी इनसे कोई कर नहीं लेता था | 


है. 


इनकी संख्या अधिक होने से पाली की समस्त क्ृपियोत्य भूमि 
पर इनका ही अ्रधिकार था। अन्य ज्ञातियों को भूमि नहीं मिल 
सकती थी | पालो समुद्ध एवं व्यापारी नगर होने से राज्य को 
उसकी सुरक्षा, शासन-व्यवस्था के संबंध में भारी व्यय करना 
पड़ता था। निदान राज्य ने इन ब्राह्मणों के अधिकार में जो 
गधिक भूमि थी वह और जो इन्होंने बल-प्रयोग से नियम विरुद्ध 
अधिकार में कर रखी थी वह ॒ तथा निस्संतान मरने वालों की 
जो भूमि थी वह-जब राज्य में लेता प्रारंभ किया तो यह लोग 
राज्य-से एक दम रुष्ट होकर पाली त्याग करने पर उतारू हो 
गये । उधर बेइ्य भी सोधा और दक्षिणा के भार से अपने को 
हल्का करना चाहते थे | दोनों ओर से निराशा उमड़ती देखकरवि० 
की सतरहवीं शत्ताब्दी के अंतिम भाग में ये पाली का त्याग कर 
के निकल पड़े । दक्षिण पच्छिम के प्रान्तों में जा कर वसे | बीका- 
नेर, जैसलमेर पद्चम में और डं गरपुर, उदयपुर बांसवाड़ा 
प्रतापगढ तथा रतलाम सेलाना, सीतामऊ और धार-निमाड़ के 
राज्य, प्रान्तों में ये फेल कर बसगये । मेवाड़ में ये लोग नन्दवाना 
कहलाते हैं| कुछ लोग धीरे धोरे कलकत्ता तक भी पहुँचे और 
बहाँ ये बोहरा कहे जाते हैं। पललीवाल बेश्यों ने भी इनके साथ 
और झागे- पीछे निकट में पाली का त्याग किया, उस सम्बंध में 
संबंधित प्रकरणों में कहा जा चुका है । 
आज पाली में पालीवाल ब्राह्मणों के लगभग ५०० पांच सौ 
घर वस रहे हैं। इनका वहां मोहल्ला भी है। यह प्रतिज्ञा करके 


इन्होंने पाली का त्याग किया था कि पल्‍लीवाल कहाने वाला तो 
पाली में फिर न वसेगा । इस प्रतिज्ञा के विरोध में अभी पाली 
में इनके घर वसते हैं। इसका कारण यह है कि जब वेश्य और 
ब्राह्मण दोनों पल्‍लीवाल ज्ञातियों ने पाली का त्याग सदा के लिये 
कर दिया तो यह संभव है और सहज समभ में झ्ाने जैसी वस्तू 
है कि इन प्रभाव-शाली दो ज्ञातियों के संग संग इन पर निर्वाह 
करने वाली इनसे संबंधित जातियां और कुलों ने भी प्रवश्य पाली 
को त्याग किया होगा । उसी समय से जहां जहां ये दोनों ज्ञातियां 
पाली त्याग कर गई', बसी, वहाँ वहाँ लोहार, सुनार खाती श्रादि 
कई ज्ञातियाँ बसी और वे भी पालीवाल लोहार, पालीवाल 
सुनार इस प्रकार ही कही जाती हैं! 

पाली से जेसलमेर, वीकानेर श्लौर उदयपुर के राज्य कुछ 
ही अन्तर पर आ गये है फलतः इन तीनों राज्यों में पालीवाल 
ब्राह्मग अधिकतर बसे हुए है। उदयपुर राज्य में नाथद्वारा और 
इसके आस-पास के प्रदेश में पालीवाल ब्राह्मण अच्छी सख्या में 
बसे हुए € | तात्पर्य यह है कि इन्होंने, वेश्यों ने और कुछ अन्य 
ज्ञातियों ने जब पाली का त्याग कर दिया और पुनः लोट कर 
कोई पाली की भ्ोर मुड़ा तक नहों, तो पाली की समृद्धता एक 
दम लुप्त हो गई | पाली नगर सून--सान सा हो गया । पाली 
के कारण जो मारवाड़ और राजस्थान का व्यापार तिव्वत 
अरब, अफ्रीका, यूरोप तक फेला हुआ था उसको एक भारी 
घक्‍का लगा | हो सकता है जोधपुर के नरेश ने इस धक्के का 


४५ 


अनुभव होने पर पुनः कुछ विचार किया हो और पालीवाल 

ब्राह्मणों से व्रत अथवा प्रतिज्ञा भंग करने का साग्रह अनुरोध किया 

हो | ब्राह्मण क्षण तुष्टा क्णेरुस्टा; भी तो कहे गये हैं। राजा फिर 
जोघपुर जेसे वड़े एवं समृद्ध राज्य के नरेश के आग्रह को मान 

देकर समीप के भागों में जाकर वसे हुए ब्राह्मण पुनः पाली में 

झा कर बस गये हैं। तभी तो पाली में श्राज भी इन ब्राह्मणों के 

लग भग ५०० घर आवाद हैं झऔर वे अपने प्रत्यावर्तन के हेतु में 

उपरोक्त आशय जेंसी ही बात बतलाते हैं । 


पालीवाल क्राह्मण चुस्त वेष्णव हैं।ये श्रधिकतर क्ृष्ण के 
उपासक हैं जहाँ ये होंगे वहाँ ठाकुर जी (कृष्ण जी) का मंदिर 
अवश्य होगा | ये लोग भिक्षा नहीं माँगते । कृषि करते हैं और 
कोई कोई व्र्यापार करते हैं। इनमें एक दम निर्घन कोई देखा नहीं 
जाता | गांव में इनका अच्छा आदर रहता है। कुआ खुदवाना, 
वापिक्रा बनाना और मंदिर बनाना यह बहुत ऊंचा धर्म अथवा 
सानव सेवा का कार्य समभते हैं। परस्परइनमें बड़ा मेल होता 
है। अपने निर्घन अथवा कर्महीन ज्ञात्ति बंधु की सहायता करना 
ये अपना परम सौभाग्य मानते हैं। कृषक पाली-वाल ब्राह्मणों से 
राज्य भी प्रायः कर वसूल नहीं करते थे । इनके समृद्ध श्रथवा 
भ्र्थ की दुष्टि से कुछ कुछ ठीक होने का एक मुख्य कारण यह 
हो सकता है। इस पद्धति से ये सहज घोरे घीरे कुछ रकम जमाकर 
सकते थे और फिर व्यापार में भी भाग ले सकते थे । श्रतः ये स्वयं 


क्षि भी कम करते हैं। ये तो कृषि करवाते हैं और रखेल कृषि से 
आंधा अथवा तीजा चौथा भाग फसल का ले लेते थे। आज भी 
इस ज्ञाति के श्रधिकांश घर इस पद्धति पर ही कृषि करते भ्रौर 
करवाते हैं । 

* पालीवाल ब्राह्मणों के १२ बारह गोत्र कहे जाते हैं, परन्तु 
श्रव केवल गग॑, पाराशर, मुदृगलस, आजेय, उपमन्यस, वाशिष्ट 
श्ौर जाबन्रिस ही रह गये हैं। पाली में पाराशर गौन्नीय ब्राह्मणों 
का अधिक प्रभाव था । इनके गोत्र जाजिया, पुनिद, धामट,भायल, 
ढूमा, पेथड़, हरजाल, चरक, सांदू कोरा, हरदोलया, बनया यह 
बारह थे। पालीवाल ब्राह्मण जनेऊ रखते हैं , यज्ञ करते हैं ,मुत 
का दाह संस्कार करते हैं। ये रक्षा बंधन का श्रावण १५ का 
त्यौहार नहीं मनाते हैं। इसका कारण यह बतलाते है कि उस 


दिन इनको भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा था और पाली 
का त्याग करना पड़ा था । 


पललीवाल वंश कुल भूषण श्रेष्ठि नेमड़ ओर 
उसके वंशजों का धर्म कार्य 
* भरूधघर (राजस्थान) के नागौर” (नागपुर) में वि० की तेरहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में पल्‍्लींवाल कुलोत्पन्न सरल हृदय, सुश्रावक * 
श्रेष्ठि वरदेव हो गया है। उसकी प्रसिद्धता पर 
नेसड़ का उसके वंशज “वरहुड़िया” कहलाये । वरदेव के 
वंश परिचय प्रसिद्धि की कीत्तिमान्‌ पुत्र श्रासदेव और लक्ष्मी- 
घर हुए। सुश्रावक श्रासदेव और लक्ष्मीधर दोनों 
के घार-चार पुत्र हुए। आसदेव के प्रसिद्ध गौरववन्त नेमड़ भौर 
ऊमश: आभट, सारिक और सलषण तथा लक्ष्मीधर के ज्येष्ठ 
पुत्र थिरदेव और क्रमश: गुणधर नाम के पुत्र हुए । नेमड़ के तोन 
पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र राहड़ था, जो बड़ा विनयी, धर्मात्मा एवं 
सद्गुणी था। द्वितीय एवं तृतीय पुत्र जयदेव और सहदेव थे। 
ये दोनों भी अपने बड़े भ्राता के सहश ही गुणी, धर्मात्मा और 
आज्ञावर्ती थे । राहड़ के दो स्त्रियां लक्ष्मीदेवी और नाथिकी नामा 
शीलगुणसम्पन्न थीं। जयदेव का विवाह जाल्हरणादेंवी से और 
सहदेव का विवाह सुहागदेवी नामा कन्याओं से हुआ था । सुहाग- 
देवी को सौभाग्य-देवी भी लिखा है । 
श्रेष्ठि राहड़ के पांच पुत्ररत्न हुए। लक्ष्मीदेवी से जिनचन्द् 
और दूल्ह तथा नायिकी से धनेश्वर, लाहड़ और अभयकुमार । 


बह 


जिनचन्द्र की स्त्री का नाम चाहिएो था। चाहिणी की 
कश्नी से एक पुत्री धघाहिएा नामा और पांच पुत्र-क्रमश: देवचन्द्र, 
नामधर, महीधर, वीर धवल और भीमदेव हुए | श्रेष्ठि जिनचंद्रे 
प्रतिदिन घर्म-कार्यो में ही रत रहता था । उसके उक्त चारों पुत्र 
श्र पुत्री सर्वे बड़े जिनेश्वर भक्त थे । ये 'तपा' विरुद के प्राप्त 
करने वाले श्री जगच्चन्द्रसूरि के शिष्य श्री देवभद्वगरणि, विजय 
चन्द्रसूरि-एवं देवेन्द्र सूरि त्रिपुटी के अनन्य भक्त थे । 

नायिकी के पुत्र धनेश्वर के दो स्त्रियां थीं-खेतू श्रौर धनश्री | 
अरिसिह नामक इसके पुत्र था। प्रसिद्ध लाहड़ के लक्ष्मी श्री 
(लखमा) नामक स्त्री थी। लाहड़ ने कई धर्मकृत्य किये, जिनका 
परिचय श्रागे दिया जायगा ) लाहड़ के कोई सन्‍्तान नहीं थी। 

जयदेव की स्त्री का नाम जाल्हणदेवी था | जाल्हण॒देवी की 
कुक्षी से क्रमश: वीरदेव, देवकमार और हालू नामक त्रयपुत्र र॒त्न 
हुए । इन तीनों की सुशीला स्त्रियां क्रमशः विजय श्री, देवश्नी 
और हपिणी नामा थीं । ह 

सहृदेव की स्त्री सुहागदेवी की कुक्षी से प्रसिद्ध पेढ़ा और 
गोसल दो पुत्र उत्पन्न हुए। पेढ़ा की स्त्री खिन्‍्वदेवी-वरदीवदेवी 
अ्रथवा कीलपी नामा थी | इनके क्रमश: जेहड़, हेमचंद्र, कुमार- 
१. श्रवु दप्राचीन जेन लेख सन्दोह-लेखांक ३५०, ३५५. 

जन पुस्तक प्रश्स्ति संग्रह पृ० २६ पृ० ३२. 
श्री प्रशस्ति संग्रह प्रथम भाग (ताड़ पत्नीय) ता० प० १० पृ०४४: 


५० 
पाल और पासदेव ये चार पुत्र थे | गोसल का विवाह गुएदेव 
नामा कन्या से हुआ था | इनके हरिचन्द्र और देमती नामा एक 
पुत्र और एक पुत्री थी | 

श्रेष्ठि नेमड़ के कुटुम्ब में सदा धर्म का प्रकाश रहता था। 
समस्त कटुम्ब जिनेश्वरदेव एवं धर्म गुरुओं का परम भक्त था। 
दान, शील, तप एवं भावना-धर्म के इन चार सिद्धान्तों पर समस्त 
कुल का जीवन ढ़ला हुआ था । प्रतिदित कोई-न-कोई उल्लेखनीय 
धर्मकृत्य तथा साहित्य सेवा सम्बन्धी कार्य होते ही रहते थे । 
धर्म एवं साहित्य-सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख निम्नवत्‌ है :-- 

प्राग्वाटकुलशिरोमरिण मंत्री भ्राता महामात्य वस्तुपाल एवं 

दग्डनायक तेजपाल द्वारा श्रीं अबृदगिरि के 
धर्मकार्;य ऊपर देवलवाड़ा ग्राम में श्री नेमिताथचेत्य नामक 
लूणासिह वसति में श्रेष्ठि नेमड़ के बंशजों ने 

दण्डकलशावियुक्त देवकुलिका संख्या ३०और ३६ वि० सं० १२६१ 
के मार्गमास में विनर्मित करवाई तथा उक्त दोनों देवकुलिकाश्रों 
में ६ प्रतिमाए सपरिकर-प्रत्येक कुलिका में तीन-तीन श्रतिमा 
नागेन्द्रगच्छीय श्री विजयसेनसूरि द्वारा वि० सं० १२६३ मार्ग शीर्ष 
शुक्ला १० को प्रतिष्ठित करवाकर निम्तवत्‌ विराजमान कीं ।' 

श्रेष्ठि सहदेव ने अपने पुत्र षेढ़ा और गोसल के श्रेयार्थ तथा 
जिनचन्द्र ने स्व एवं स्वमातृ के श्रेयार्थ श्री सम्भवनाथ विम्ब 
बनवाया ।* 

श्रेष्ठि देवचन्द्र ने श्रपनी माता चाहिणी के श्रेयार्थ श्री 
आदिनाथ बिम्ब करवाया ।* 
१. अश्रवुद प्राचीन जंनलेख सन्दोह लेखांक ३५०, ३५५. 


२. श्र० प्रा० जें० ले० सं० लेखांक ३४५: 
३७४६९ 





ई् ट 8 4%9 7 १5 27 


भर 


श्रेष्ठि वीरदेव देवकुमार और हालू इन तोनों, आताओं ने 
अपने श्र श्रपनी माता जाल्हण॒देवी के कल्याणार्थ श्री महावीर- 
स्वामी की प्रतिमा वनवाई। ४ 

श्रेष्ठ. सहदेव ने देवकुलिका संख्या ३े८ दण्ड ध्वज-कलशादि 
पहित विनिर्मितत करवा कर उपरोक्त तीनों प्रतिमायें उसमें 
पंस्थापित करवाई | और भगवान संभवनाथ के पांचों कल्याणक्ोों 
का लेखपट्ट तैयार करवा कर लगवाया । ५ 

श्रेष्ठि धनेश्वर और लाहड़ ने अपने,अ्पनी माता नायकी और 
प्रपती स्त्रियों के कत्याणार्थ श्री अभिनंदन प्रतिमा वनवाई।६ 

श्रेप्ठि लाहड़ ने अपनी स्त्री लक्ष्मी के श्रेयार्थ श्री नेमिनाथ 
विव बनवाया । ७ 

जिनचन्द्र , धनेश्वर और लाहड इन तीनों ने अपनी मात्ताश्र 
वधू हरियाही (हपिणी) के श्रेयार्थ देदकुलिका दण्डकलशादियुतों 
पंख्या ३६ विनिरभित करवा कर उसमें सपर्रिकर प्रतिमायें उक्त 
प्रभिनंदन, नेमिनाथ और शान्तिनाथ भगवान कीं संस्थापित कों। 
भगवान अभिनंदन स्वामी के पांचों कल्यारसकों का लेखपट्ट उत्की- 
णित व.रवा कर लगवाया | ८ 


(४ )अ्र० प्रा० जे० लेखसंदोह लेखाइू ३४७ 
(५) कक ही ३५१. 
है ”(्‌ द्‌ ) डे 507 दर ब्कब्न जाट: ण्ण्७ ३५३ 
(७) गम हि ३५४. 


(८) 5 के पक १ 3 लेप वेश, 


धरे 


श्री शन्रुझुजय तीर्थ, गिरनारतीर्थ,श्रबु दतीर्थ, पाटरा, लाठा- 
पल्‍ली (लारडोल), पालनपुर भ्रादि भिन्‍न २ स्थानों में जो मेमड 
के वंशजों ने तीर्थ कार्य किए वह निम्न प्रकार हैं:-- 

१- छत्रु जय--महा ० तेजपाल द्वारा विनि्भित श्री नंदीशवर- 
दीप नामक चैत्यालय की पश्चिम दिल्या के मण्डप में दण्डकल 
शादि युक्त एक देवकुलिका बनवाई और श्री श्रादिनाथबिम्ब प्रति- 
षिठत करवाया 

२--शत्रु जय--महा ० तेजपाल द्वारा विनिमित श्री सत्य 
पुरीय महावीरस्वामी-जिनालय में एक जिन प्रतिमा और गवाक्ष । 

३--शन्रु जय --एक श्रन्य देगकुलिका में दो गबाक्ष' | एक 
पाषाण-जिन प्रतिमा श्रौर एक धातु -चौबीशी | ह्‌ 

(४) झत्रु जय-तीर्थ के एक मन्दिर के गृढ़मण्डप के पूर्व द्वार 
में एक गवाक्ष, उसमें दो जिन बिम्ब और गवाक्ष के ऊपर श्री? 
श्रादिनाथ भ० का एक विम्ब ! 

(५) गिरनारतीर्थ-श्रो नेमिनाथ के पादुकामण्डप में एक 
गवाक्ष और श्री नेमिनाथ-विम्ब । 

(६) गिरनारतोर्थ-महामात्य वस्तुपाल दूक में श्री श्रादि- 
नाथ प्रतिमा के आगे के मण्डप में एक गवाक्ष और एक भगवान) 
नेमिनाथ बिम्व | 

(७) जावालीपुर (जालोर-मारवाड़)--श्री पाइर्वनाथ मन्दिर 
की भमती में श्री आदिनाथ प्रतिमा मय एक देवकुलिका । 


ह 


नकल 


(८) वारंगातीर्थ--श्री अजितनाथ मन्दिर के गूढ़मण्डप में 
आदिनाथ प्रततिमायुक्त एक गवाक्ष | 


(६) श्रणहिल्‍लपुर पत्तन-हस्तिबाव के निकट के श्री 
घुविधिनाथ मन्दिर का जीरणोॉडार और उसमें भ० सुविधिनाथ 
का नवीन बिम्ब । 

(१०) बीजापुर--एक जिनालय में दो देवकुलिका और उन 
दोनों में भ० नेमिनाथ और भ० पार्वनाथ के श्रलग अलग 
बिम्ब | 

(११) बीजापुर--उक्त जिनालय के झूलगर्भगृह में दो कवली- 
खत्तक-गवाक्ष और उनमें एक में आदिवाथ और एक में मुनि 
सुब्रत बिम्ब | ५ 

(१२) लाटापल्ली--सम्राटकुमारपाल निर्मित श्री कुमार- 
विहार में जीणोडद्धारकार्य और श्री पाहर्वनाथ प्रतिमा के सन्पुख 
के मण्डप में भ० पार्श्वनाथ बिम्ब श्रौर एक गवाक्ष | 

(१३) पहलादनपुर ( पालणापुर ) श्री पाल्हण विहार में श्री 
भ्न्‍्द्रप्रभस्वामी के मण्डप में दो गवाक्ष । 

(१४) पहलादनपुर--उक्त विहार-जिनालय में ही श्री नेमि- 
त्ताथ विम्ब के आगे के मण्डप में श्री महावीर प्रतिमा | 

उपरोक्त सर्व तोर्थ, मन्दिर, नगर सम्बन्धी सर्व कार्य नेमड़, 
जयदेव, सहदेव और उनके पुत्रों ने सखछुदाय रूप से करवायें है 
श्रौर नागेन्द्रगच्छीय श्री विजयसेन सूरि-जी ने प्रतिष्ठा कार्य किया 


श्ें 


है। उक्त सुकार्यों के करवाने में श्रेष्ठ लाहड़ का नाम बिशेषत 
उल्लिखित किया गया मिलता है। ; 

(१५) जावालीपुर--श्री पार्धनाथ मग्दिर की भमती 
गवाक्ष । 
१६) लाटापल्ली--श्री कुमार विहार-मन्दिर की भमती में 
दण्डकलशादि युक्त एक देवकलिका और भ्र० श्रो श्रजितनाथ को 
* प्रतिमा । 

(१७) लाटापलली--उपरोक्त विहार में ही दो कायोत्सर्गस्थ 
प्रतिमायें--१ श्री शांतिनाथ और २ श्री श्रजितनाथ | . 

: (१८) चारूप--अणहिल्लपुर पत्तन के निकट के ग्राम चारोप 
में छः वस्तु वाला जिन मन्दिर गृढ़मण्डप और श्रों आदिवाथ 
बिस्ब | पु 

ये उपरोक्त कार्य श्रेष्ठिजिशचन्द्र की पत्नी चाहिएी देवी के 
पुत्र सं० देवचन्द्र ने अपने पिता, माता एवं स्वश्रेयार्थ करवाये । 

: जैन ग्रन्थों की प्रतियां लिखवाने में श्रेष्ठि लाहड़ का उत्साह 

अधिक रहा है जेसा निम्न पंक्तियों से स्वतः 

श्रागम-सेवा स्पष्ट हो जाता है। आगम-सेवा सम्बंधी भ्रधिक 
प्रेरणा इस कटम्ब को तपागच्छीय श्री देवैन्द्र- 

सूरि, विजयचन्द्सूरि और उपाध्याय देवभव्रगणि के धर्मोपदेशों 
से अधिक प्राप्त होती रही हैं और उनके फलस्वरूप भिन्न-भिन्न 
संबतों में स्वतंत्र रूप से और कभी-कभी अन्य श्रावक सज्जनों के 


4 


सम्मिलित रहकर कई ग्रन्थों की प्रतियाँ -लिखवाकर पौषधशाला, 
भण्डार एवं मुनियों की भेंट की हैं। 

(१) “श्री लिज्ञानुशासन' की प्रति वि० सं० १२८७ में बीजा- 
- पुर में श्रेष्ठि लाहड़ ने श्रन्य श्रावक सा० रत्नपाल, श्रे० बींल्हरण 
ओऔर 5० आसपाल के द्रव्य-सहाय से लिखवाई ।" 

(२) 'ेववंदनक' आदि प्रकरण--वि० सं० १२६० माघ क्ृ० 
१ गुरुवार को बीजापुर में श्रेष्ठि सहदेव के पुश्र सा षेढ़ा (षेटा) 
ओर गोसल ने स्वमातृ सौभाग्य देवी के श्रेयार्थ प॑० अमलेण द्वारा 
लिखवाई। लिखवाने में श्रेष्ठि लाहडड़ का सहयोग था। * 

(३) श्री नंदि अध्ययनटीका ( मलयगिरोग ) वि० सं० 
| ११६९२ वे ० शु ० १३ को बीजापुर में उपा ० देवभद्रगारि, पं ० 
मलयकीति और प॑ ० अ्जितप्रभगणी के उपदेश से श्रेण्लाहड़ और 
अन्य श्रावक सा०रत्नपाल , ठा० विजयपाल, श्रे० बील्हरा, महूं० 
जिणदेव, 5 ० आसपाल, श्रं० सोल्हा, 5० अरसिह ने सम्मिलित 
द्रव्य-सहाय से मोक्षफल की प्राप्ति की शुभेच्छा से समस्त चतुविध 
संघ के पठनार्थ लिखवा कर समपित की ।३ 


( ४ ) श्री आवश्यक बृहद्वृत्ति--वि० सं० १२६४ पौष शु० 


१० मंगलवार को स्व एवं समस्त कुटुम्व के श्रेयार्थ सा० लाहड़ 
ने लिखवाई£ 





( १ )प्र ०सं०.ता० ०प्र० ८७. (२) प्र०सं० ता प्र० ६८ 
(३) ८४, (४) ५२, 


श्र 


( ५ ) श्री त्रिषष्टि (पर्व २-३२)--बि० सं० १२६५ आर्िन- 
कु ०२ रविवार को बीजापुर में उपा ० देवभद्रगरणि, पं० मलय 
कीत्ति, पं० फुल्नचंद, पं० देवकुमारसुनि, नेमिकुमारम्ुनि आदि के 
सदुपदेश से श्रेष्ठि लाहड़ और अन्य श्रेष्ठि 5० आसपाल, श्रे० 
बील्हण ने समस्त साधुगण,श्रावकों के पठन वाचनार्थ एवं कल्या- 
खार्थ प्रति लिखवाई | ५ 

(६) श्री पाक्षिक चुणिवृत्ति --वि० सं० १२६६ बे० झु० 
३ गुरूवार कों वीजापुर में उपा ० विजयचंद्र के सदुपदेश से सा० 
नेमड़ के तीन पुत्र सा ० राहड़, सा ० जयदेव और सा० सहदेव ने 
अपने पुत्रों के सहित श्री चतुविध संघ के पठन-वाचनार्थ लिखवा 
कर स्वश्रेयार्थ अपित की । * 

(७ ) श्री भगवतीसृत्रवृत्ति--वि ०सं १२६८ मार्ग सु० १३ 
सोमवार को बीजापुर में श्री देवचन्दसूरि, श्री विजयचन्दसूरि के 
सदुपदेश से श्री लाहड ने देवचन्द्र, जिनचन्द्र, धनेदवर, सहदेव' 
षेढ़ा, सं ० गोसल आदि परिजनों के सहित चतुविध संघ के पठन- 
वाचन के लिये लिखवाई। ४६ ; 

- (८) श्री शब्दानुआसन बृहद्ध,त्ति--वि० सं० १२६८ हि० 
भाद्र ऋ० ७ गुरूवार को बीजापुर में उक्त बृत्ति के प्रथम खण्ड को 
समस्त श्रावकों द्वारा लिखवाई । इसमें नेमड़ के वंशजों का अवव्य 

है) ३७, ५७, जन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह प्र० १७७ पृ० १२१, (६) 
२५९, (७) ५४ 


भ्र्ड 
धहयोग रहाहोगा। 

(६ ) श्री शब्दानुशासन वृहद्व त्ति--वि० सं> १३०० में 
बीजापुर में श्रे० लाहड़ ने श्रन्य श्रावक सा० रत्नपाल, श्रै० 
घवील्हण, सा० झ्रासपाल के द्रव्य-सहाय से लिखवाई। * 

( १० ) श्री उपासकादिसूत्रवृत्ति-वि० सं० १३०१ फा० कृ० १ 
शनिश्चर को वीजापुर में श्री देवेन्द्रसूरि, विजयचन्धसूरि, उपा० 
देवभद्रगणिं के सदुपदेश से सा ० नेमड़ के तीनों पुत्रों सा ० राहड़, 
सा० जयदेव, सा० सहदेव ने अ्रपने २पुत्रों के सहित श्री चतुरविध 
संघ के पठन वाँचन के लिये स्वश्रेयार्थ लिखवा कर अपित की" ९ 

(११) श्री आचारांगचूरि---वि ० १३०३ ज्ये ० शु ०१२ 
को स्व एवं समस्त स्वकुट्म्ब के श्रेयार्थ सा० लाहड़ ने लि- 
ख़वाई | ११ 

( १२ ) श्री ज्ञाता धर्मकथासूत्र (सवृत्ति)--वि० सं० १३०७ 
में स्व एवं समस्त स्वकुटुम्ब के श्रेयार्थ श्रे० लाहड़ने लिखवाई ।१९ 

( १३ ) श्री व्यवहारसूत्र सवृत्ति ( ख़ण्ड २,३ )--वि० सं० 
१३०६ भाद्र० शु० १४ को श्रेण्लाहड़ ने समस्त स्वकूटुम्ब के सहित 
स्व एवं समस्त कुटुम्ब के श्रेयार्थ लिखवाई | १३ 

उपयुक्त धर्म कृत्यों एवं साहित्य-सेवा कार्यों से सुस्पस्ट है कि 
मूलपुरुष वरदेव नागौर(राजस्थान) का निवासी था। उसने श्रथवा 


(८) प्र ० सं० प्र ० ६२९ (६) ६३,(१०) ५५.(११) ५३,१२) ५१ 
(१३) २४, ५० 


शाप 
उसके पुत्र आसदेव या पौत्र नेमड़ ते नागौर से पालनपुर में वास 
किया और फिर अंत में बोजापुर में स्थिर बास किया । महामात्य 
बस्तुपाल और तेजपाल के साथ इनका स्नेह-सम्बंध और' गाढ़ मेत्री 
थी । तभी मंत्री भ्राताग्रो ने नेमड़ के वंशजों को अपने द्वारा नि०- 
जिनालयों में द्रव्य व्यय करने दिया क्योकि जहां २ मंत्री भ्राता- 
ओों ने विपुल द्रब्य व्यय किया है वहाँ २ उन्होंने भी कुछ द्रव्य प्रायः 
व्यय कियाहै । इसमें इन को लाभ लेने देने से सुष्पस्ट है कि दोनों 
कूलों में गाढ़ स्नेह और मेत्री थी। साथ ही दोनों कुलों में गाढ़ 
सम्बंध पर एवं धर्म और साहित्य-सेवा कार्यो में व्यय किये गये 
द्रव्य के अनुमान से नेमड़ का कुल अत्यन्त गौरवशाली,धनी और 
दूर २ तक प्रसिद्ध था, सिद्ध होता है | नेमड़ के प्रपौत्रों में दो के 
नाम वीरधवल और भीमदेव था। ये ताम उस समय के महान 
गुर्जर शासकों के नाम थे । यह नाम देने का साहस करना कुल का 
शक्ति सम्पन्न' बेभवशाली! गौरवशाली होना स्वत: सिद्ध कर देता 
है और वेसे वीरधवल और भीम देव थे भी महान्‌ प्रतिभाशाली | 
' इन दोनों ने श्री देवेन्द्रसूरि के द्वारा वि० सं १३०२ में उज्जेन 
में दीक्षा ग्रहण की थी' और आगे जाकर ये क्रमशः विद्यानंदसूरि 
और धर्मघोषसूरि नाम से बड़े प्रसिद्ध आ्राचार्य हुए हैं। इनका 
परिचय स्वतंत्र प्रकरण से दिया जायगा | न 

वीर धवल और भीमदेव के ज्येष्ठ ञ्राता देवचन्द्र ने पपंने 
: बिपुल द्रव्य से तीर्थों की संघ यात्रायें की थी औरं ,विपुल द्रव्य 


व्यय करके स्वधर्मी वंघुओं का भारी आदर-सत्कार किया था 
वह संघपति पद से अलंकृत हुआ था । 

श्रे० लाहड़ नायिकी, राहड़ की द्वितीय भार्या, का पुत्र था। 
यह झास्त्र-श्रवण में बड़ी रुचि रखता था और ग्रंथों की प्रतियां 
लिखवाने में अपने द्रव्य का व्यय करना सफल मानता,था | ऊपर 
के प्रत्येक तीर्थ सेवा एवं साहित्य-सेवा कार्य में श्रे० लाहड़ं का 
नाम अवश्य आया है। इससे स्पष्ट है कि वह उस समय के महान 
जिनेश्वर भक्तों में, ज्ञानोंपाशकों में, गुरुभक्तों में भ्रग्रणी था । * 


: श्रेष्ठि नेमड़ के गोरवशालो वंश का बृत्त 
( आगे के पृष्ठ पर देखिये ) 





श्र० प्रा० जें० सं० सं० लेखांड्ू ३५०, ३५५. 

जे० पु० प्र० से० प्र० २६ पृ० ३२. 

श्री प्रजस्ति संग्रह प्रथम भाग ( ताड़पन्नीय ) ता० प्र० ५०. 
पुृ० ९४४. हु 


| 5८७ 22 


कि (वरहंडिया) 
[पैन 


| 
६75 न लक्ष्मीधर 


हा ं ७ 


| | | |] | | 
नेमड़ आभड़' मासिक सलखरा थिरदेव गुणधर जागदेवश्चुवणा 


न्‍ अदाकारा ४२७3५ मा पाक पाना ७२५५3 52७2० ०म ६5 न्‍भम राम कक 


| | 
राहड़ (लक्ष्मी-नायिको) जगत (जाल्हणदेवी) सहदेव (सुहागदेवी) 








षेढ़ा गोसल 





| सेल | | | | | 
जिनचन्द्र दुल्ह धनेदवर लाहड़ श्रभय वीरदेव देवकुमार हाल 
(चाहिणी) + (खेतू, धनश्रो) (लखमी) +- (विजयश्नी) (देवश्री) 
' | (हषिणी) (कीलषी) (गुणदेवी) 


अरिसिह 





| 
जेहड़ हेमचंद्र कुमारपाल पासदेव 


।आबबक! 
हरिचंद्र देमती 


लिन अब अं 





| ग 
घाहिणी पुत्री देवचन्द्र नामधर महं दीधर वीरबंवल भीमदव 
हिणी ३ (विद्यानंदसूरि) (धर्मघोषसूरि) 


तपागच्छीय श्रीमद विद्यानन्द्सूरि 
एवं श्री धर्मघोषसूरि 


इसके पूर्व पृष्ठों में ही हम पल्‍लीवाल ज्ञातीय प्रसिद्ध नेमड़ 
भौर उसके वंशजों का यथाप्राप्त वर्णान कर चुके हैं । श्रेष्ठि नेमड़ 
' के पुत्र राहड़ के पुत्र के पुत्र जिनचन्द्र की चाहिणी नामा धर्म 
परायणा सुशीला स्त्री से एक कन्या एवं पांच पुत्र हुए थे। चौथा 
श्र पांचवां पुत्र वीरथवल और भीमदेव थे | नेमड़ का समस्त 
परिवार दृढ़ जेनधर्मी, धर्म कर्म परायण, गुरुभक्त एवं संस्कार 
पविन्न था । यह नेमड़ के इतिहास से सिद्ध हो जाता है । 
ऐसे जिन शासन सेवक नेमड़ के कुल में इन दो-वीरधवल 
शोर भीमदेव ने संसार की असारता का विचार करके भव 
सुधारनेकी शुभ भावनाओं केउदय से श्राकषित होकर तपागच्छीय 
देवभद्रसूरि, विजय चन्द्रसूरि और देवेन्द्रसूरि की आम्नाय में वि० 
सं० १३०२ में उज्जेन नामक प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नगरी में 
भागवती दीक्षा प्रहएणा की भशौर श्री वीर धवल मुनि विद्यानन्द 
श्ौर श्री भीमदेव धर्मकीति नाम से क्रमशः विश्वुत हुए । 
विद्यानन्दसूरि-दोनों भ्राताओं ने गुरु सेवा में रह कर कठिन 
संयम साध कर उत्तम चारित्र प्राप्त किया एवं शास्त्राभ्यास करके 
' प्रशंसनीय विद्वत्ता प्राप्त की | विद्यानन्दसूरि ने विद्यानन्द” नामक 


घर 


व्याकरण बनाया । श्रीदेवेन्द्रसूरि द्वारा रचित नव्य कर्म ग्रंथों का 
श्री धर्मघोषसूरि (धर्मकीर्ति ) के साथ रह कर सम्पादन किया । 
विद्यानन्द व्याकरण एवं नव्य-कर्म अंथों का सम्पादन ये दो कार्य 
ही इनको उद्भट विद्वता का स्पष्ट परिचय करा देने को पर्याप्त 
है। वि० सं-१३२३(क्वचित १२०४) में इन दोनों आताओं के 
तप, तेज संयम एवं शास्त्राभ्यास विद्वत्तादि से प्रसन्न होकर श्री 
विद्यानन्द मुनि को सूरि पद और धर्मकीति को उपाध्याय पद 
प्रदान किया गया | वि० सं-१३२७ में नव्य कर्म ग्रंथ-कर्त्ता श्री 
देवेन्द्र सूरि का मालवा में स्त्र्गवास हुआ । उस दिन के ठीक तेरह 
दिवस पश्चात्‌ श्री विद्यानन्द सूरि भी स्वर्गवासी हुए। और उपा 
ध्याय धर्मकीरति धर्मघोषसूरि लाम से पट्ट पर बिराजे | धर्मघोष 
सूरि-ये आ्राचार्य चौदहवीं शताब्दी के महान अ्रखर ज्योतिर्धर 
आचायों में से थे | सम्राट,राजा, सामन्‍्त,संचपति नगर श्रेष्ठ एवं 
विद्वात्‌ गए इनका अत्यन्त आ्रादर करते थे। भ्रशहिल्‍्लपुर पत्तन के 
गर्जर सम्राटों पर, माण्डव के शासकों पर इनका अच्छा प्रभाव 
था और उनसे गाढ़ मेत्री थो । गर्जर मालव आदि घर्म एव 
साहित्य के प्रसिद्ध क्षेत्रों में इलका बड़ा सम्मान था। इन्होंने देव 
पत्तन में कर्पाद नामक यक्ष को-प्रतिबोध देकर उसको दृढ़ जन 
धर्मी अधिष्ठायक बनाया था । उज्जैन में मोहन बेली से भ्रमित 
अपने एक शिष्य को.मंत्रवल से स्वस्थ किया था। .एक समय 
(१) प्र० सं० ४८, पृ० ४३, ४० 9० ४४ 
(२) देखिये 'नेमड़ और उसके वंशजो के धर्म कार्य, 


"६३ 
फिर उज्जेन में किसी प्रतिष्ठित जेन धर्म विरोधी योगी को 
योगिक क्रियाञ्रों से परास्त करके उसको झाधीन किया था और 


जैन धर्म का भारी प्रभाव प्रसारित किया था| ऐसे कई चमत्कार 
पूर्ण उल्लेख आपके सम्बंन्ध में प्राप्त होते हैं । 


माण्डवपुर अथवा मण्डपदुर्ग तीर्थ का निवासी उपकेश- 
ज्ञातीय प्रसिद्ध. पेषड़ आपका परम भक्त था और श्रेष्ठी पेथड़ ने 
आपके सदुपदेशों से प्रेरणा एवं कई बार तत्वावधानता में बड़े 
बड़े धर्म कार्य-तीर्थ यात्रा,संघसम्मान,ती र्थ-मंदिर साहित्य सम्बंन्धी 
सेवाओं के भारी भारी व्यय वाले कार्य किये थे । पेथड़ और 
उसका वंश आपका सदा अनुरागी आज्ञांवर्ती ही रहा। यह पेथड़ 
के इतिहास से स्पष्ट सिद्ध होता है। माण्डवगढ़ में बसने के पूर्व 
पेथड़ विद्यापुर -वीजापुर में रहता था। एक वर्ष भआप श्री ने 
वीजापुर में चातुर्मास किया । आपके व्याख्यानों एवं आपकी गंभीर 
विद्वता और महान्‌ चारित्र का पेथड़ पर अतिशय प्रभाव पड़ा 
और फलत: वह आपका परम भक्त हो गया | जब पेथड़ ने श्रनन्त 
धन उपाजित कर लिया और कुछ कारणों से वीजापुर का त्याग 
करके माण्डवगढ़ में आकर बस गया था, तव से उसने झापकी 
प्रेरणा एवं उपदेशों से जो'धर्म और साहित्य की सेवायें की हैं वे 
जन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में ग्रति गौरव के साथ स्मरण की 
जाती हैं। पेथड़ ने आप के सदुपदेशों से मालवा, गर्जर राजस्थान 
के सुदूर एवं भिन्न २ ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध नगर तीर्थ राजधानियों 


द्ड 


में ८४ जिन प्रासाद विनिमित करवाये और श्रनन्त द्रव्य, व्यय 
करके उनको दण्ड-स्वर्ण कलझ्ादि ध्वजा-पंताकाओं से प्रतिष्ठित 
करवाये । सात प्रसिद्ध स्थानों में ज्ञान-भण्डार संस्थापित किये। 
एक वर्ष उसने आपसे ग्यारह (११) श्रगों का श्रवण प्रारम्भ 
किया था जब पांचवा अंग “भगवत्ती” का श्रवण प्रारम्भ हुआ वह 
प्रत्येक इलोक पर एक स्वर्ण-मोहर चढ़ाता चला गया । इस प्रकार 
उसने इस प्रसंग पर ३६००० छत्तीस सहस्त्र स्वर्ण मोहरें चढ़ाई . 
थी। आपके उपदेश एवं सम्मति-झ्रादेश से उसने उक्त विपुल 
धनराशि की शास्त्रों की प्रतियां लिखवा कर मृगकच्छादि स्थानों 
में संस्थापित करवाने में व्यय की । 
पेथड़ का पुत्र कांकण भी पिता के सहशही आपका अनुरागी 

था | उसने भी आपके उपदेश से विपुल द्रव्य धर्म के सात क्षेत्रों 
पर समय-समय पर व्यय किया । आपकी निश्रा में संघ यात्रायें कीं, 
अनेक स्थानों में छोटे-बड़े जेन मंदिर बनवाये । 

आपश्री उच्च कोटि के विद्वान भी थे । देवेन्द्रसूरि रचित नव्य 
कर्म ग्रंथों का आपने संशोधन किया था। उनके द्वारा रचित 
स्वोपज्ञ टीका का भी आपने संशोधन किया | श्रापने कई नवीन 
ग्रंथ लिखे जिनकी यथा प्राप्तसूची निम्नप्रकार है :-- 

 १--संघाचाराख्य भाष्यवृत्ति २ सुअ्रधमेतिस्तव, 


जे० साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, परिच्छेद ५०० और ४८३. 
जे० गुर्जर कवि भाग २. पु० ७१६, ७१७. 


द्श्‌ 
३--कायस्थित्ति, ४ भवस्थितिस्तवन 
५--चतुविशति पर जिंनस्तंव २४. 
६--शास्ताझमेंत्ति नाम का आदि स्तोत्र 
७--देवेन्द्ररनिशम्‌ नाम का इलेषस्तोत्र 
८--युयंगुवा इति इ्लेसस्तुतयः 
६--जयऋषकभेति गअ्रादि स्तुत्यादय: 
इस प्रकार साहित्य एवं धर्म की प्रभावना, प्रसिद्धि करते हुए 
आपका स्वगंवास वि० सं० १३५७ में हुआ | प्राचीन णेनाचार्यो में 
विद्वत्ता एवं धर्म-प्रचार-प्रसार की हृष्टियों से आपका स्थान बहुत 
पंचा है। कप 
यांत परम्परा 
पल्‍लोवालों के मन्दिरों में विद्दान यतियों की परम्परा भी 
,हुई जो श्रधिकतर विजयगच्छ में से हुई । उन में से कुछ यतियों 
की नामावलि इस प्रकार है +-- 
श्री मुल॒तानचन्द्र जी महाराज-वसुआ में 
श्री मूलचन्द्र जी महाराज- सांते में 
श्री रामचन्द्र जी महाराज - करौली में 
श्री मेवाराम जी महाराज - अलवर में 
गरी गोविन्दचंद्र जी,, - हिंडौन में 
श्रो घनश्यामदासजी ,, - आगरा (घूलियागंज मोहल्ले में) 
श्री मुरलीधर जी ,, -वेर में 


श्री मुरलीधर जी ” -मिढ़ाकुर में कथ्यारी में इन्ही का 
झ्रधिकार था 


६६ 

श्रीपूज्यजीं महाराज -डीग में ' 

श्री हुकमचन्द्रजी ,, - भरतपुर में 

श्रींचत्ग जी » * भरतपुर में 

श्री चन्द्नमल जी ,, - बयाना में 

भरतपुर में जहाँ पर दवेताम्वर पल्‍लोवाल मंन्दिर है वह भ 
जती मोहल्ला के नाम से ही प्रसिद्ध है। 


पल्‍लीवालों के कुछ रत्न 


श्रेष्ठ ७ 
श्रेष्ठि श्रागल और उनका वंश 
, तेरहवी शताब्दीं के प्रारंभिक वर्षों में भूगुकच्छ में पल्लीवाल 
ज्ञातोय श्रेष्ठि सोही रहता था। वह मुक्तात्मा, श्रावकाग्रणी, 
ज्ञानी, शान्त्र प्रकृति और महान्‌ तेजस्वी था। उसकी स्त्री 
सुहवादेवी निर्मल बुद्धिमती थी। उनके पासणाग नाम का एक 
ही पुत्र था । पासणाग की धर्मपरायणा स्त्री पऊश्नी थी। इन.के 
तीन पुत्र साजण, राणक और झआहड़ तथा दो पुत्री पदमी और 
'जसल थीं। राणके वालबय में ही जिनेश्वर का स्मरण करता 
आ स्वर्गगति को प्राप्त हो गया था ! 
साजरण निर्मलात्मा, सत्त्यवक्ता एवं शीलवान्‌ था। सहजमत्तो 
ग़म की उसकी पतित्नत्ता पत्नी थी। इनके रत्धा नाम की एक पुत्री 
प्रौर मोहरण, साल्हण नाम के दो पुत्रथे। 
श्राहड़ की पत्नी का नाम चाँदू था, जो सचमुच कुल की उज्व- 
ता घन्द्रिका थी । इनके पांच सन्तानें हुई-प्राशा, श्रीपाल, 
परांधक,पदमसिह नाम के चार पुत्र और ललतू नामा एक पुत्री 
. श्राशा की स्त्री आशादेवी थी। जेत्रसिहादि इनके पुत्र थे। 
श्रोपाल की पत्नी का नाम दील्हुका था और वील्हा नाम का इनके 
चुद्धिमान पुत्र था | घांघक की स्त्रो रुक्सिणी थी। पदुमसिह की 
स्‍त्री का नाम लक्ष्मी था और रत्नादि इतके पुत्र ये। ललतू धर्म 


च्द 


कर्मानुरक्ता थी । उसके वास्तू नाम की एक कन्या.थी | पद्मरसिह को 

कन्या कपू'री ने और वास्तु ने गरिनी श्रीकीतति श्रीं क्रे पास में 

साध्वी-दीक्षा: ग्रहय की श्लौर क्रमशः भावसुन्दरी, मदन सुन्दरी 

साध्वी नाम से प्रसिद्ध हुई । 

. धर्मात्मा, मोहबिगंत, परोपकार परायरा,गरूभक्त श्रेष्ठि श्रीपाल 
ने कुंलप्रभगुरू के उपदेश को श्रवण करके स्वमाता-पिता के 

श्रेयार्थ अजितनाथादि चरित्र' पुस्तक को वि० सं० १३०३ कार्तिक 
शुक्ला १० रविवार को श्री भृगुकच्छ में हीं ठा० समुधर से लिख- 

वाया | 


श्रेष्ठि श्रीपाल: का वंशबृत्त , 
सोही (सुहवादेवी) $ैं 


पासणाग (पऊश्री) 





पजयथयययपिपयययययणााए ०० कतार ५कपर»र० न रन्‍कन_«+3 फल पर एल्पक कद पनफतरक कललक्‍क ० कटा." 


* | 
साख (सहजमती) राखक भाहिड़ (चांदू) घंथी जसल 


हक गा 9४ थक आि 2 > 
कलम सोहगा हक हाल श्रीपाल धांघधक पदा्मसिह 
नाव) (वील्हका) [रुक्मिणी] [लक्ष्मी] । 7 


_[__ वस्तू 
जेत्रसह वील्हा | |. 
रत्न 


डरा 


3 के पु प्र० सं० प्र० १९- पृ० १४. 


पतललीवाल ज्ञातीय स्त्रीकुल भषए श्राविका 


सूल्हणुदेवी ओर उसका परिवार 
वि० की तेरहवीं शताब्दी में पवित्रात्मा वीकल नामक पलली- 
“वालज्ञात्तियश्रेष्ठ रहता था । पवित्रकर्मा र॒त्नदेवी उसकी पत्नी थी | 
श्राविका सूल्हणदेवी इनको प्यारी पुत्री थीं। सूल्हणदेवी देव पूजा 
गुरु-सुश्रुषा एवं धर्मकार्य में नित््य व्यस्त रहा करती थी। उसका 
विवाह वज्त सिंह नामक पल्‍लीवाल ज्ञात्तिय एक सुन्दर एवं 
घुद्धिमान युवक के साथ हुआ था। वज्जसिंह का कुल परिचय 
निम्नवत है; *- 
पलल्‍लीवाल ज्ञातिय योगदेव नामक एक सद्गरणी श्रावक वि० 
चारहवीं-तेरहवीं शत्तांब्दी में हो गंया है। योगदेव के श्रामदेव 
शरौर वीरदेव दो पुत्र थे । 
वीरदेव के तोन पुत्र थे-कपर्दी, माक श्रौर साढ़ा । साढ़ा का 
पुत्र आज्रकुमार था, आम्रकुमार की पत्नी का नाम जयन्ती था । 
भ्राम़्कुमार के पासड़ नाम का पुत्र और धघाई त्था रूपी नामा 
पुन्रियाँ हुईं। पासड़ की पत्नी पातू नामा थी। पातू की रत्नगर्भा 
कृक्षी से जगतर्सिह, वज्ञसिह और मदनर्सिह नामक तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए । जगतसिह की स्त्री माल्हेणदेवी और वज्सिंह की पत्नी 
" उपरोक्त सूल्हणदेवी थी । 
सूल्हणदेवी श्री जयदेव सूरि की परम भक्ता थी । श्रीदेवसूरि 


० 


के उपदेश से उसने अपनी सासू पातूजी के श्रेयार्थ “उपमितिभव- 
प्रप|ञ्चा कथा सारोद्धार”? पुस्तक लिखवाई। 


शआ्राविका सुल्हणदेवी का वंश वृत्त 
धअ 
आमदेव आर 


| | | 
कर्पाद माक साढ़ा - . 


आम्कमार (जयन्तीदेवी) 





जििश-य 
वापड(वाहू) घाई ४; रूपी 





(किम, आिडलक 0 
जगतर्सिह ५४. 
( माल्हणदेवी ) ( सुल्हणदेवी ) 


(१) जे० पु० प्र० सं० प्र० ७० पृ० ६८-६६ 
(२) प्र० सं० प्र० &३ पृ० ५५-५६- 


पतलीवालज्ञातिय श्राविका सांतू ओर उसका 
। पितू परिवार 


अनुमानतः वि० तेरहवीं शताब्दी में पललीवालज्ञातीय सदगणी 
धर्मात्मा श्रीचन्द्र नामक श्रावक रहता था। उसकी स्त्री माई 
नामा अत्यन्त धर्मपरायण और देब,गुरु की परम भक्ता थी | इन 
के साभड़ और सामंत नामक दो महागुणी पुत्र एवं श्रीमती और 
सान्तु नामा दो पुत्रियां थी । श्रीमती बालवय से ही धर्मानुरागिनी 
थी। उसने श्रोंजयर्सिहसूरि के पास में दीक्षा ग्रहण की । उसकी 
बहिन सांतू ने 'आचारांगसूत्र” प्रति लिखवाकर अपनी बहिन श्री- 
मती गणिनी को भेंट की और श्रीमती गणिनी ने उक्त प्रतिको 
श्री धर्मघोषसूरि को वाचनार्थ अ्रपित की । * 


पललीवालज्ञातीय साधु गणदेव 
प्राचीन कालमें पललीवालज्ञातीय श्रे० पूना के पुत्र बोहित्य के 
पुज्रसुधामिक श्रावक गणदेव ने निषष्ठिदलाका पुरुष चरित के 
तृतीय खण्ड को लिखवा कर श्री स्तम्मनतीर्थ की पौषधशाला में 
वाचनार्थ पठनार्थ अपित किया | * 
पललवाजलज्ञातीय ठक्कुर धंध संतानीय 
भाचीन कालमें वोरपुर नामक भ्ति धनी नगर में पललीवाल 


डर 


ज्ञातीय महा महिमाशाली श्रीमंत ठक्कुर धंघ नामक हो गया है। 
वह बुद्धिमान्‌ सर्वजन सम्मान्य था | रासलदेवीं नामा उनकी उदार 
हृदया धर्मपत्नी थी। इनके किसी वंशज ने'सार्डशतकदवृत्ति'की प्रति 
लिखवाई ! उक्त प्रति में प्रशस्ति का अधिक भाग नष्ट.हो गया है, 
अतः लिखाने वाने का पूर्ण परिचय अनुपलब्ध रह जाता है।* 
परलीवालज्ञातीय - श्राविका लीलादेवी 

वि० सं० १३२६ श्रावरा शु० २ सोमवार को जब कि धव- 
लक्कपूर में अ्रजु नदेव का राज्य था और श्रीमल्लदेव महामात्य 
थे। उस समय उक्त दिवस को स्तम्भतीर्थ निवासिनी पल्‍लीवाल 
ज्ञातीय भण० लीलादेवी ने स्वश्रेयार्थ (वर्धमान स्वामी चरित'की 
प्रति लिखवाई |* ा 





(१) जे» पु० प्र० सं० शभ्र० ५५पु० ५६. 
- २०६५० ६५. 

) ब्लड “»« १०३१०६४. 
४) 2 -« रेरे७3० १२८, 


परलीवाल ज्ञातीय श्रेष्ठि लाखण 
झौर उसका परिवार 


विक्रमीय तेरहवीं शताब्दी के मध्य में .स्तंभनपुर में पल्‍ली- 
वालज्ञातिय श्रेष्ठि साढ़देव रहता था |।उसकी स्त्री सादू महा 
शीलवती स्त्री थी । साढ़देव श्रत्यन्त विनयी, जिनेश्वरभक्त और 
भ्रतिकीतिशाली था | साढ़देव के देसल नाम का लघु आ्ाता था 
जिसके पद्मी नाम की विवेकी पत्नी थी । देसल भी अपने ज्येष्ठ 
आता की भांति सत्यशीलवान था । 


साढ़देव के जाजाक, जसपाल नामक दो पुत्र श्रौर जानुका 
नामा एक पुत्री थी। जाजाक परम गुरणी, निर्मल कीतिवंत एवं 
जिनेश्वर देव का अनन्य भक्त था | वेसी ही शील-गुणगर्मा धर्म 
परायणा, नित्यसुकर्मरता दानपुण्य तत्परा पतिपरायणा उसकी 
जयतु नामा स्त्री थी । इसके लाखण नामक एक ही पुत्रथा जो 
श्रपने माता-पिता के सहह ही पुण्यशाली, सुनीतिवाद्‌, कुशल, 
क्षमाशील और महात्‌ यशस्वी था | 


जसपाल भी बुद्धिमान था। दानशीला संतुका नामा उसकी 
पत्नी थी । रत्नसिह और धनरसिह नाम के इनके दो पुत्र थे। 
जानुका जिसको जेन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह में 'ताउका” करके 


छड 


लिखा गया है अपली श्रम्नाय में साध्वी बत गई थी शोर उससे 
उत्तम संयम पाल कर गुरुणीपद प्राप्त किया था । 

लापरण की स्त्री का नाम रक्मिशी था। रुक्मिणी दान देने 
में नित्य तत्पर रहती थी | दीनों के प्रति वह बड़ी दया रखती 
थी | इनके नरपति, भुवनपाल और यदहोदेव नाम के तीन पुत्र 
हुए थे । ये तीनों पुत्र तीर्थ, गुरु भर धर्म की महान्‌ सेवायें क्रके 
श्रति प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे । जाल्हणदेवी भौर जासी नाम की 
दो पुत्रियाँ थी। ये दोनों पूत्रियाँ भी सधम्मंकर्म निपुणा थीं। 


नरपति के नायिकदेवी और गौरदेवी नाम की दो स्त्रियाँ थीं। 

गौरदेवी से उसको सामंत्तसिह नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। 

भुवतपाल की स्त्री पाउंदेवी थी, जो पृथ्वी मण्डल. में श्रपने 
शीलरत्नःके लिये विश्यात थी । 


यक्षोदेव की पत्नी का नाम सोहरा था। इनके सांगण नामक 
प्रतिभावान्‌ एक पुत्र था। 


लाखण के नाना का नाम राजपाल, नानी का नाम राणीदेवी 
और मामा राणिग और बूटड़े नामा थे। लापण वीर्थयात्रा का 
प्रेमी, कुल प्रतिपालक, सज्जनों का सदा हित करने वाला, संसार 
की क्षणमंगुरता का समझने वाला, सदज्ञानी भौर शास्त्रों के प्रत्त 
सदा विनय, सम्मान रखने वाला, नित्य सुगुरु के दर्शन करनेवाला 
समाधि ध्यान का ध्याने वाला एक हृढ़ जैन धर्मी श्रावक था। 


७५ 
हरिभद्रसूरिकृत “समरादित्य कथा” जैन कथा-साहित्य में 
प्रत्यन्त विश्वत कथा है । उसमें धर्म में मुख्य-मुख्य तत्त्व, सिद्धान्तों 
का अनुभवसिद्ध दर्शन्‌ उपलब्ध होता है। शास्त्ररसिक श्रेष्ठि 
लाषण ने श्रपने पिता जाजाक श्र माता जयतुदेवी के पुण्यार्थ 
उक्त कथा की प्रति वि० सं० १२६६ में श्री रत्नप्रभसूरि के आ्रादेश 
से लिखवाई और भावना भाई कि सर्वजगत्‌ का कल्याण हो, सर्व- 
प्राणी परोपकारशील बनें, दोषों का विनाश हो और सर्वत्र संघ 
सुखी हो । इन भावनाओं के साथ उक्त प्रति का व्याख्यान गुरु 
श्री रत्लप्रभसूरि से सर्व संघ के लाभार्थ करवाया । 





श्रेष्ठि लापण का वंशवृत्त 
नप++5 


साढ्देव (साहू) देसल (पद्मी) 


न ला 
जाजाक (जयतु) जसपाल (संतुका) नाऊकायाजानुका (पुत्री) 
लाषरा (रुक्मिणी) | ॥ 
| रत्नसिंह धनर्सिह 


नरपति भुवनपाल अंकोदेव आटा जासी 
(१ नायिकदेवोी) (पऊदेवी) (सोहरा) 
२ गौरदेवी) 


! सांगण 
सामंतसिह 


'परलीवालज्ञातिय श्र ० तेजपाल 

वि० सं १२६५ भाद्र० शु० ११ रंविवार को स्तम्भतीर्थ में 
महामण्डलेदवर वीसलदेव के राज्य--काल में श्रीविजयर्सिह 
दण्डनायक के प्रशासन में सण्डेरगच्छीय गणि झासचन्द्र के दिष्य 
पं० ग्रुगाकर के अनुरागी श्रावक सौवर्िक पल्‍लीवाल ज्ञातीय 
ठा० विजरयसिह पत्नी ठा० सलषणदेवी के पुत्र जस (राज) और 
तेजपाल ने आत्मश्रेयार्थ श्री योग शास्त्र (३ प्र०) 5० रतनसिह से 
लिखवांकर अवित किया # न 





१. जे० पु० प्र० सं० प्र० २७ पृ० २६ 
३. प्र० सं० पृ० १६ प्र० २३५ 
#.. प्र० सं० पृ० ८३ प्र० १३५५ 





अरवनजनमाम नमक. 390.0..००::८८*......९.८*..+>न्वव्य्य>क-मा कि 
ड़ 


पललीवाल ज्ञातोय श्रेष्ठि साब्हा 
और. 
उसका प्रसिद्ध कुल 
विक्रमीय तेरहवीं शताव्दी के अ्रर्ध भाग में स्तम्भनपुर में 
श्रेष्ठि झ्राभु नामक पल्‍लीत्राल ज्ञातीय रहता था | उसके वीरदेव 
नाम का एक पुत्र था | वीरदेव के दो पुत्र महणसिह और बीजा 
( विजयसिंह ) हुए । 
ज्येष्ठ पुत्र महणसिह का विवाह महणदेवी से हुआ । इनके 
राणिग, वइरा और पूना (पुनमचन्द्र ) तीन पुत्र हुए | राणिग का 
पुत्र फांभण था। भांकरण के चार पुञ् थे सलषा, विज (य) पाल, 
निरया और जेसल । सलषा के खीमसिंह, विजयपाल के जयसिंह 
शौर नरसिंह और तृतीय पुत्र निरिया के, उसकी नागलदेवी नामा 
स्‍त्री से लखमर्सिह, रामसिंह और गोवल तीन पुत्र रत्न हुए । 
वीरदेव के कनिष्ठ पुत्र बीजा की स्त्री श्रीदेवी नामा से 
कुमारपाल भीम और मदन नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए । कुमार- 
पाल का वंश नहीं चला । संभव है वह अविवाहित अथवा वाल- 
वय में ही स्वर्ग सिधार गया हो | भीम की स्त्री कपू"रदेवी थी । 


मदन का विवाह सरस्वती नामक कंनन्‍्यां से हुआ था और उसके 
देपाल नामक पुत्र था -। 


जद 


भीम के चार पुत्र थे--पद्म, साहण, साम (मं) त, और सूरा। 
पद्म का पुत्र धीधा और घीधा का पुत्र पूना ( पूनमचन्द्र ) था। 
साहण के पुत्र का नाम नहीं लिखा गया है; परन्तु उसके कड़झआ 
नामक पौन्र था। सूरा के सुहवनामा स्त्री थी। इनके प्रथिमर्सिह 
श्रौर पाल्हणसिंह दो पुत्र हुए | पाल्हण्सिह की पाल्हणदेवी से लींब 
शोर आंब दो पुत्र हुए थे। प्रथिमसिंह का परिवार विद्याल था ! 
उसके पांच पुत्र, लगभग डेढ़ दर्जन पौन्र-प्रपौत्र थे । 
प्रथिमसिह की स्त्री का नाम प्रीमलदेदी था | प्रथिम्सिह श्रग्रणी 
वरिक्र था। उसकी स्त्री भी पुण्यशालिनी और प्रेम परायणा 
थी । इनके सोम, रत्नसिंह, साल्हा और डं,गर नाम के पांच पुत्र 
हुए । | 
सोम सौम्यप्रकृति और महान्‌ गुणवान था । उसके साजणदेवी 
स्‍त्री थी। नाराण, वाछा, गोधा और राघव नामक चार पुत्र 
थे। " 
रत्न महान दानी था-जिसने अपने दान रूपी शीतल जल के 
प्रक्षुण्ण प्रवाह से दारिद्रताप से संतप्त पृथ्वी को शीतल बना 
दिया था। उसने शत्रु जयादि तीर्थों की संघयात्रा्यें करके संघपति 
के गौरवशाली पद को प्राप्त-किया था | ऐसी महान्‌ दानी एवं 
धर्मात्मा रत्न के रतनदेवी नामा सुझीला स्त्री से गुणवान्‌ 
तोंन पुत्र घन, सायर भर सहदेव थे। रत्व का श्रपने लघु आता 
सिंह पर अधिक स्नेह था। धर्म कार्य एवं संघयात्रा में सिंह 


७६ 
सदा उसके संग रहा । 

सिंह सुधीर, प्रभूतगुणी, दृढ़प्रतिज्ञ, गुर और जिनेश्वर देव 
का परमोपाशक था । उसने वि० सं० १४२० में श्रीं जयानंदसूरि 
प्रौर गुरु देवसुन्दरसूरि का महान्‌ सूरि पदोत्सव किया था। 
सोषलदेवी, दुल्हादेवी, और पूजी नामा उसकी तीन स्त्रियां थीं। 
दुल्हादेवी के श्रासथर और पूजी के नागराज नामक एक-एक 
पुत्र था। 


. प्रशस्ति प्रधान पुरुष साल्हा था साल्हा की स्त्री पुण्यवती 
हीरादेंबी थी | इनके सात पुत्र थे--देवराज, शिवराज, हेमराज, 
खीमराज, भोजराज, गणराज श्रौर सातवां वनराज। साल्हा ने 
श्री शत्र जयतीर्थ की यात्रा की थी। सिंह के बड़े आता रत्न 
के पुत्र धनदेव शोर सहदेव ने प्रभावशाली सिंह के आदेश से 
वि० सं० १४४१ में श्री ज्ञानसागरसूरि का सूरिपदोत्सव किया 
तथा निरया के पुत्र लखमसिह, रामसिंहं झौर गोवल ने वि० 
सं० १४४२ में अशेष-दूर-दूर के स्वधर्मी बंधुओं को निमन्त्रित 
करके श्रीं कुलमण्डन श्री गुणरत्नसूरि का सूरिपदोत्सव किया। 

श्रेष्ठि साल्हा की पत्नी हीरादेवी जेसी सुशीला, निर्मलबुद्धि 
थी। बसे ही धर्मात्मा उसके पिता लूढ़ा और माता लाषबण 
देवी थी । 

श्रेष्ठि साल्हा का वंश वृक्ष इस प्रकार है : 





भा | [ | | ' बा 

((६ चर #४७ (७१३१४०)०७५ हक व )४॥ . ॥२३४ वो 

फ््नि--+ ही “पल जय व मजली न कक 8 
(९९४६) 0७४ (४४४४३४) अफेक. 


+>-त+ 


घ्र्‌ 


जड- «१ है कशशु 7 < 
38५७७, | 208]६ ४॥8 ७ व80480)2 ७ 


+ 3 ०१ ४०३ ०४ ०] ०६ "४ 
०९ ० ०६ ०५ ०5 "है 


58 2२७४६ 800 ६ 02७ ५ 


] 





परतीवाल ज्ञातीय श्रेष्ठि लांपण 
आर 
कप 
वारय के परिवार 

वि० तेरहवीं और चौदह॒वींशताब्दी के संधि काल में वाग्भटू- 
बाढ़मेर (मारवाड-राजस्थान)में पलल्‍लीवाल ज्ञातीय श्रावक लाषण 
रहता था। उसके पालरूष, णहुल और बीरदेव नाम के तीन 
पुत्र थे । 

श्रे० पालू की स्त्री रूपिणी थी। इनके भांभरा भ्ौर गुरादेव 
दो पुत्र थे ।दीरदेव की स्त्री का नाम वीरमती था। वीरमती की 
कुमारावस्था का नाम मोल्ही था। वीरमती के ग्रुणपाल पुत्र 
था जिसकी गउरदेवी नामा स्त्री थी । 

उक्त मोल्ही [वीरमती_] के माता-पिता हम्मीरपत्तन के रहने 
बाले थे | मोल्ही के पिता का नाम साल्‍्हड़ और माता का नाम 
सुहवदेवी था। श्रें० साल्हड़ के पिता वारय थे। साल्हड़ के 

कड़ूया, मोल्ही और उदा नामक तीन सन्तान थीं। उदा का पुत्र 
हीलरा था। कडूया के दो स्त्रियां थीं-कपू'रदेवी श्रौर कर्मदेवी 
कपू रदेवी से एक पुत्र पृण्यपाल भौर एक पुत्री बनीतला नामा' 
हुईं | फर्मदेवी के घांवलदेवी नाम की एक पुत्री थी। » 

बि० सं० १३२७ में बाढ़मेर के श्री महावीर जिनालय में 


छ्रे 
श्रेंष्ठि होलण, कड़या और श्राविकामोल्ही ने अपने अआ्राता उदा के 
श्रेयार्थ श्री पाएर्वनाथ-विम्ब करवाया । तथा भीमपल्‍ली% में धर्म 
देशना श्रवण करके श्राविका कपूरदेवी ने स्वश्रेयार्थ 'शतपदी” 
नामक पुस्तक की प्रति वि० सं० १३२८ आपषाढ़ मास के शुक्ल 


/पक्ष में पत्तन में ठ० वयजापुत्र 5० सामंतसिह से लिखवा कर 
शाचनार्थ अपित की । 


श्रेष्ठि लापण का वंश वृक्ष. श्राविका मोल्ही का पितृवंद्य 





लाषण वारय 
| | साल्हुड़ जिदयदेरी) 
अपालूध खहुल वीरदेव (वीरमती श्रथवा मोल्ही) ) 
कड्या मोल्ही उदा 
रूपिणी गुणपाल (गडठरदेवी) 
| [कपू रदेवी, कर्मदेवी) 
हा [_ | हीलण 
| | धांघलदेवी 


| 
भांभण गुरादेव पृण्यपाल वनीतला 


१. प्र० सं० प्र० १६३. पु० ६४ 
२. जें० पु० प्र० सं० प्र० १११ पु० ६७-६८ 
+* भीमपलली वर्त्तमानु में भीलड़ी नामक ग्राम जोडीसा केम्प » 
से १६ मील पश्चिम में है| 


पललोबाल ज्ञातीय श्रे० जसदू और उसका 
विशाल परिचार 

वि० की १५वीं शताब्दी में पल्‍लीवाल ज्ञातीय श्रेष्ठि जसदू हो, 
गया है। वह महा यशस्वी सौभाग्यशाली और परम सुखी था। 
उसकी सुशीला, कर्तव्य परायण पतित्नता स्त्री शोभना नामा 
शुभगुणों की खान ही थीं। इनके पांच पुत्र और तीन पुत्रियाँ 
हुईं । पुत्र क्रमशः पूर्णाचन्द्र, यशचन्द्र, आभर्ड, चाहड़ और 
जाल्हरा थे और पुत्रियां शीलमती, सहजू और रत्नी नामा थीं। 
यह यशोभद्रसुरि के अनुरागोीं थे। 

पूर्णचन्द्र के कलह, आल्हण, रत्ना और राजपाल नामा| 
चार पुत्र थे | कल्हण का पुत्र अजय, आल्हण का अरिसिंह और 
रत्ता का पुत्र सुगुणी, सुवर्णशालीं तिहुण॒पाल था| 

यशचन्द्र के जगदेव और वरदेव नामक दो पुत्र थे। आभड़ 
श्री मानतु गसूरि का परम भक्त था। उसके अभयश्री नामा स्त्री 
थी । अ्भयश्री की कुक्षी से पांच पाण्डवों के सहश प्रसिद्ध पांच 
पुत्र पदमसिह, वीरचन्द, आसल, मूलदेव और देदल थे । 

श्री मारिक्यचन्द्राचार्य विरचित पाइर्वनाथ चरित पुस्तक की 
प्रशस्ति से उक्त परिचय प्राप्त होता है। उक्त पुस्तक की प्रशस्ति' 
अपूर्ण प्राप्त हुई है | उक्त पुस्तक को जसदू की सनन्‍्तान ने लिखा, 
अथवा लिखवाया था। 


न 


८2, 


श्रेष्ठि जसदू का वंश वृक्त 
जसदू (शोभना) 





१ ॥ | | | | | 
। गि चन्द्र यशचन्द्र नाहड आ्राभड जाल्हण शीलमती सहजू रत्नी 











यशचंद ञ्रा 

(मन चला काका 

। गदंव चरदेव पद्मर्सिह वीरचंद आासल मूलदेव देदल 
!  छ ४ पा॥ ४2920 


कल्हण आल्हण . रत्ता राजपाल 
| 


| न्‍पैलन-स्ााधाधाान व कसम 0 पररपार;-क मना "--* सारा परकपता कसम कदर 5उाकर "7" जजह 

| | | | 
अ्रजय अरिसिंह तिहुणपाल गुणी, सुवर्णाशाली 
जै० प० प्र० सं० प्र० ५६ पृ० ५६ 


पासलीवाल ज्ञातीय श्राविका कुमरदेवी 
ओर 


उसका बृहद परिवार 

वि० की चौदहवीं शताब्दी में पल्‍लोवाल ज्ञातीय श्रेष्ठि अर्रिसिंह 
और उसकी गुण शींला पत्नी कुमरदेवी नामा रहते थे। इनके 
क्रमश: अजयसिंह, अ्मयर्सिह, आमकुमार और महा पेर्यवंत 
धांधल त्ामक चार पुत्र थे | 

अजयसिह की पत्ती हीरूदेवी और गउरीदेवी नामा दो स्त्रियां” 
थीं। हीरूदेवी के वील्हरा और सांगण दो पुत्र हुए। वील्हण की 
स्त्री का नाम हांसला था। हांसला को कुक्षी से फाॉफ और बड़, 
दो पुत्र थे । सांगण का विवाह सुहागदेवी नामा कन्या से हुथ्ना 
था। 

अभयर्सिह की पत्नी नायिकी थी। नायिकी के पुत्र अल्हण- 
सिंह और पुत्री सोहरा नामक दो पुत्र,पुत्री हुए। आल्हरणर्सिह 
की पत्नी का नाम आल्हखदेवी था। पुत्री सोहणा के संग्राम 
नामक पुत्र था । 

झामकुमार की पत्नी का नाम धनदेवी था | इनके आसचन्द्र 
भौर आजड़ नामक दो पुत्र और चंपलता, महरादेवी और सुहृवा 


5३ 
नाम की तीन पुत्रियां थीं। श्रासचन्द्र की पत्नी जयतल्देवी थी 
और अमरसिंह आ्रादि इनके पुत्र थे । चंपलता के मललसिह नामक 

त्र्था। 
हर धांधल की पत्नी धांधलदेवी थी | इनके सोम नाम का पुत्र 
- था | सोम की स्त्री सहजलदेवी थी । 
इस प्रकार कुमरदेवी पुत्र,पोत्र प्रपौन्र एवं वष्चू, प्रवधूश्नी के सुख - 
' सभोग से महा भाग्यशालिनी स्त्री थी। धर्म एवं समाज के प्रन्‍त 
' भी उसके वेसे ही सेवा एवं उदार भाव थे | जिनप्रभसूरि के उप- 
देदा से कुमरदेवी ने चतुर्थ प्रतिमा (ब्नत विशेष ) ग्रहरत॒ किया 
तथा ओऔपपातिक-राज प्रश्नीय सूचद्रय पुस्तक लिखवाई और 
स्वश्रेयार्थ आगमगच्छीय श्रीत्नसिहसूरि के सूरि, उपाध्याय एवं 
साधुओों के व्योख्यानार्थ उसको श्रपित की । 


वंशबक्ष 
श्ररिर्सिह (कुमर देवी ) 





+व ना. 


न १ एज छल | ही 
अ्रजयसिह अभयसिह (नायिकी )श्रामकुमार ( धनदेवी ) धांधल 
(हीरु,गउरी) । । आह! देवी) 





॥0 | | |. | 
वील्हएा सांगण आल्हणार्सिह रे (पत्नी) | सोम(सहजला 


(हांसला)सुहागदेवी) (आल्हरादेवी) 
- संग्राम 











कल 9 ल्‍ 
फाँंफ बड़ू शआासचन्द्र आजड़ चंपलता महरण॒देवी सुहवा 
(जयतलदेवी) 


अमरसिह सललसिह | 
जे० पु० प्र० सं० प्र० ६०. प्र० ६० 


परलोवाल ज्ञातीय सेठ हरसुखराम 

इनके पूर्वजों में रुदावल में पल्‍लीवाल ज्ञातोय श्रे० महासिह 
रहते थे। उनके पुत्र मौजोराम भौर- खूबराम थे। मौजोराम 
के पुत्र॑हरसुखराम मोड़िया रुदावल' जिला ब्यातां से 
फतेहपुर ( जि० सवाई-माधोपुर ) आकर बसे थे। करोली 
नरेश हरबक्सपाल एक बार फतेहपुर गये। करौली में 
उन दिनों कोई श्रोमन्‍्त साहुकार नहीं रहता था। राज्य को 
जब कभी द्रव्य की आवश्यकता पड़ती तो इंधर-उघर कहीं दूर, 
से द्रव्य का प्रबन्ध बड़े कष्ट से करना पड़ता था। करौली नरेश 
ने श्रेष्ठि हरसुखराम को करौलीं में निवास करने के लिये कहा 
और कई कर क्षमा कर देने तथा राज्य की ओर से सम्मान देने 
का आइवासन दिया। श्रेष्ठि मौजीराम के पुत्र हरसुखराम इस 
वश के प्रथम पुरुष थे जो करौली में लगभग १४० वर्ष पूर्व 
आकर बसे थे। करौली राज्य का कष्टम, तोशाखाना, जमादार 
खाना एवं खजाना श्रेष्ठि हरसुखराम के आधीन था। आवद्य- 
कता के समय राज्य को द्रव्य-सहायता करने के उपलक्ष में ये 
सम्मान मिला तब से राज्य-विलयकाल तक इस कुल को न्यूनाधिक 
श्रंशों में अनवरत बने रहे । हरसुखराम के छोटे काका खुबराम 

-थे। 


« ६ 
इस कुल की ख्याति श्रेष्ठि  सुन्दरलाल के -समय में और 
भ्रधिक बढ़ी | महाराजा जयसिहपाल ने श्रेष्ठि सुन्दरलाल को 
उनकी सेवाश्रों से प्रसन्‍त होकर एक ग्राम जागीर में प्रदान किया; 
परन्तु बुद्धिमात्‌ श्रष्ठि ने जागीर 'लेना स्वीकार नहीं किया। 
इतिहास बोलता है--जिस २ जैन ने जागीर ली वह अन्ततोगत्वा 
जेनत्व से दूर ही नहीं हुआ वरन बड़े नरेशों के अ्रहनिश सम्पर्क- 
भी सहवास से पथ भ्रष्ट होकर जैन नहीं रहा । 


सेठ वंश 

आज भी इस कुल में लगभग २०० स्त्री-पुरुष बाल-बच्चे हैं । 
इस कुल का करौली में एक बड़ा मोहल्ला बन गया है। उस 
समय का एक सम्मिलित मकान इस कुल की समृद्धता, व्यापार- 
विस्तार का आज भी विशद परिचय दे रहा है। यह सात मंजिला 
है | आगे और पीछे दो मोहल्लों में खुलता है। देखने से अनुमान 
किया जा सकता है कि आज उसके वनाने में २-३ लाख रुपयों 
का व्यय सम्भव है। स्वयं करोली नगर में इस कुल के व्यक्तियों 
-की १८ अठारह दुकानें चलती थीं | सब से बड़ी फर्म (पेढ़ो) का 
नाम खूबराम हरसुखराम था । उपरोक्त पुरुषों के अतिरिक्त इस 

कुल में निम्न व्यक्ति भी कुछ प्रसिद्ध हुए हैं। 
श्र ० वालसुकुन्द और हरदेवसिह--खूबराम और हरसुख- 
राम के परचात्‌ ये कुशल एवं बुद्धिमान व्यापारी हुए। इन्होंने 

अपनी कुशलता से व्यापार को खूब बढ़ाया । 


_ & 9 


श्रे० छीतरमल और वंजीधर--राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
में से थे । छीतरमल जी ने एक वड़ा सुन्दर वाग लगवाया था जो 
झ्राज भी विद्यमान है | इस बाग में छीतरमल जी की छतरी बनी 
हुई है। यह छतरी 'वाग वाले बाबा! के नाम से विख्यात है । इस 
कुल के लोग उसकी श्रांज भी पूजा करते हैं । | 

श्रें० जवाहरलाल जी--श्रं ० हरदेवसिंह के पुत्र हीरालाल, 
जवाहर लाल श्रौीर चिम्मनलाल जी थे | हीरालाल जी के गेंदा 
* लाल जी बड़े योग्य पुत्र हुए। हीरालाल जी अ्रफीम बहुत खाते 
थे। सर्प तक का विप उन पर असर नहीं कर सकता था। श्रै० 
जवाहरलालजी और सुन्दरलालजी में कुछ कारणों पर वेमनस्य 
उत्पन्त हो गया और तभी से इस कुल में दो दल उत्त्त होकर 
ह्ास और व्यापार में हानि प्रारम्भ हुई । 


पललीवाल ज्वातीय दीवान बुद्धसिंह 


श्रेष्ठि मोतीराम बुद्धर्सिह दोनों बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। 
महाराजा मानिकपाल के समय बुद्धसिंह चार सहस्त्र रुपयों के 
वाबिक वेतन पर राज्य के दौवान बने और एक सहस्त्र रुपयों के 
'वाधिक वेतन पर मोतीराम नौकर हुए । दोनों की नियुक्त एक 
ही साथ वि०्सें० १८३२ आपषाढ़ कृष्णा एकम को हुई थी। दोवान 
बुद्धप्िह को दोवान को मिलने वाली समस्त सुविधायें जैसे बेठने के 
लिये पालकी, सेवा में रहने के लिये चाकर, मुसदी, घुड़्सवार और 
पेदल सिपाही आदि मिले और तालुका सबलगढ़ के- गाँव मौजा 
खेरला आय रु० २०००) और मौजा -भांकी रु० १४००) वाषिक 
वेतन के रूप में दिये गये | वि० सं० १८३३ ज्येष्ठ कृ० १ को महा- 
राजा मानिकपाल ने दीवांन बुर्दधासह को इनके परिवार के व्यय 
निमित्त मौजा वल्लूपुरा और प्रदान किया | वि० सं० १८३४ 
श्राषाढ़ शु० ७को दीवान मोतीराम बुद्धसह को महाराज 
सवाई पृथ्वीसिह ने जयपुर में हवेली बनाने की और व्यापार धंधा 
करने की शआाज्ञा प्रदान की तथा इन पर लगने वाले कई कर जेसे 


रुदावल में इनके विशाल भवन आज भी विद्यमान हैं 
श्रोर फतेहपुर के ठाकुर का इनकी जायदाद पर अधिकार है। 


श्र 


माया, राहदारी आ्रादि माफ किये ! उसकी पुष्टि में महाराजा 
सवाई जगतसिंह ने कई कर्‌ माफ किये और सवाई-जयपुर,कठ 
सवाई-जयपुर, सांगानेर, कागुढ़े, जावादीनी राणी, सांमरी, 
मालपुरा, टोडा रायसिंह- लोवा, वीराहोड़ा, चाटसू, निवाई, 
« भगवतगढ़, सवाई माधोपुर, खंडार उदेई, बामणवास, हिन्डोण, 
: टोडाभीम, पावटा, पिडामणो, वाहाची, घोसा, खोहरी, पहाड़ी, 
कामा, पोट, नारनोल, अगपुरा, श्रीमाधोपुर, रामगढ़, अमरसेन, 
पुरु्यावास, जोश्नेर, उजीरपुर, मलारणा, टोंक, गाजीकोथानी, 
वेराठ, निगरपुर में व्यापार धंधा करने की आज्ञा पौष शु० २ 
सं० १८३४ को प्रदान की । महाराज भोनिकपाल ने भी उपरोक्त 
वि० सं० १८३४ माघ कृ० ५ को दीवान मोतीराम बुद्धसिंह को 
करौली प्रमुख में दुकान,हवेली बनाने की तथा व्यापारधंधा करने 
की आज्ञा प्रदान की | श्राज भी शिखरवंध हवेली मय कचहरी 
के बनी हुई मौजूद है । - 

महाराज मानिकपाल ने वि० सं० १८४० में आ्रषाढ़ कृ० १ 
को दीवान बुद्धसिंह का वारबिक वेतन रु० चार सहस्त्र का पुन: 
श्राज्ञापत्र प्रचारित किया था | इससे यह लक्षित होता है कि 
वेतन के रूप में जो गाँव दिये हुए थे वे ले लिये गये हों और 
रोकड़ वेतन राज्य के कोष से दिया _ जाने लगा हो । 
सोट-रियासती युग में अन्य रियासतों के लोग अन्य रियासती नगर, 
कस्वा राजधानियों में हाट, हवेली नहीं बना सकते थे व्यापार- 


६३ 


दोवान बुद्धसिंह ने करौली में जेन मंदिर बनवाया और बड़ी 
धूम-धाम से उसका वि० सं० १८४२ पौष० कृु०३ रविवार को 
प्रतिष्ठा कार्य सम्पन्न किया। उक्त मंदिर की देखरेख ,सेवा,पुजा 
का कार्य यति श्री नानकचंद्र जी ( जिनके पूर्वजों को महाराजा 
गोपालसिह ने वि० सं० १७८६ में करौली लाकर वसाया था 
और उनको राजवंश में पंडिताई करने तथा जन्मपत्रिकायें बनाने 
का कार्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी करते रहने का भ्रमोघ अधिकार आज्ञा- 
पत्र द्वारा दिया था । ) को अपित किया तथा मंदिर के नीचे की 
चार दूकानें भेट की । 

धन्धा नहीं कर सकते थे जब तक कि उस नगर, कस्बा अथवा 

राजधानी का राजा उनको ऐसा करने की श्राज्ञा नहीं दे 
देता था | का 

रियासती काल में भेंट, बेगार, मापक, डॉड बिरार चौकी, 
पर्ण, श्रादि कई कर वेश्यों को देने पड़ते थे । 


इस कुटुम्ब में इस 
समय दीवान भौरी- 
लाल जी हैं जिचका 
: जन्म स.० १६४१ माघ 
| -शुल्का १० सोमवार 
को हुआ था । शिक्षा 
करौली में पाई थी। 
करौली में सराफि की 
दूकान की। उसके बाद 
सं०१६७३२ में कलकत्ता 
में छत्ती के कारखाने 
में सेठों के यहां मुनीम 
' हुए और वहां से रंगून 
' (बर्मा ) की दुकान पर 
भेजे-गये ). कलकत्ता में 
सं० २००० तक कार्य 
किया । इस समय इनके 





तोन लड़के अपने निवास स्थान करौली में ही कार्य कर रहे हैं। 


धर 
बंशुवली परलीवाल दीवान श्रीमान्‌ चुद्धसिंह जी 


(श्रेष्ठि मोती राम दीवान करौली के गौरवशाली वंश का वृक्ष) 





मोतीराम 
बंद अपर कगेलसिई 
! अल " 
नल्दलञात सं लोनि 
चुन्नीलाल [द) | 
भोलाराम 





ग | 





| घी | पक | | 
चुच्ची मा सालगराम मोहोनलाल सूश्रालाल मुरलीधर 


ह ला । 


| | | 


0 06 ६ ह छ 


€६ 











अरिक्तराम 
हंसराज लालाराम 
रतनलाल & 
परमयुख 
| घर 
दुल्लाराम पन्नालाल छाजुराम भन्नालाल 
| 
हि हे विद 
ल शिवनारायन शंकरलाल हक भोलाराम 
| 
७० भौरीलाल ० ० 6 


| 
| मिश्रीलाल प्यारेलाल कम 


पतलीवाल ज्ञातीय दीवान जोधराज 
एवं 
प्रसिद्ध तीर्थ महावीर जी 


चौधरी जोघराज जी भरतपुर-राज्य के दीवान थे। इनका 
नाम पल्‍लीवाल ज्ञातीय में ही नहीं, श्री महावीर तीर्थ क्षेत्र के 
निर्माता होने के कारण समस्त जेन समाज में श्रादर के साथ 
स्मरण किया जाता है । इनके सम्बन्ध में मात्र इतना ही परिचय 
मिलता है कि इनकी बनाई हुई तीन प्रतिमायें जो वि० सं० १८२६ 
माघ कृ० ७ गुरुवार की प्रतिष्ठित हैं और जिनकी भ्रतिष्ठा 
र्वेताम्बराचार्य महानन्दसूरि ने की हैं, प्राप्त होती हैं। एक 
मथुरा के अदुभुत-संग्रहालय में, दूसरी भरतपुर के जती मोहल्ले के 
पलल्‍लीवानल जेँन इवे० मन्दिर में मुलनायक के स्थान पर और 
तीसरी श्री महावीर थी क्षेत्र में । श्री महावीर क्षेत्र के निर्मारण 
१त्र उससे दीवान जोघराज के सम्बन्ध के विषय में गोरखपुर से 
प्रकाशित प्रसिद्ध पत्र 'कल्याण! वर्ष ३१ संख्या १ तीर्थाच्छु में पं० 
श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री ने लिखा है कि 'एक दिन भरतपुरं-राज्य 
के दीवान पल्‍लीवाल ज्ञातीय जोधराज जी किसी राजकीय मामले 
में पकड़े जांकर उधर से निकले। उन्होंने चान्दन गाँव में भूमि .- 
से निकाली हुई अत्यन्त सुल्दर एवं प्रभावक श्री महावीर प्रतियां 


हद 


के दर्शन करके यह प्रतिज्ञा को कि अगर मैं मृत्यु दण्ड से बच 
गया तो मन्दिर बनवा कर रक्त प्रतिमा को बड़ी धूम-धाम से 
प्रतिष्ठित करू गा । सुयोग एवं अहोभाग्य से दीवान जी पर तीन 
बार तोप चलाई गई और तीनों बार सौभाग्य से दीवान जी 
बाल २ बच गये । तब उन्होंने उक्त प्रतिज्ञा के पालन में चाँदन 
गाँव में जिनालय का निर्माण करवाया और उसमें उपरोक्त 
महावीर जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवा कर संस्थांपित किया । 


श्रो महावीर जिनालय, चाँदन गाँव, तहसील हिंडौन, राज्य 
जयपुर में भरतपुर--माधोपुर के बीच स्टेशन महावीर जी 
जो रतलाम-नकोटा-मथुरा रेलवे लाईन से तीन मील के श्रन्तर 
पर आ गया है। करीली भी वहां से श्रधिक दूरी पर नहीं है। 
हिडौन और करोली में और आस पास गांवों में जेन और उस 
पर.भो पल्‍लीवाल ज्ञातीय धर अच्छी संख्या में ग्राज भी विद्यमान 
हैं। इस तीर्थ में प्रत्ति वर्ष वेशाख बदी पड़वा और चैत्री पूर्णिमा 
को भारी मेला लगता है भौर श्वेताम्बरी, दिगम्बरी दोनों श्रच्छी 
संख्या में उपस्थित होते हैं। बसे प्रसिद्ध तीर्थ होने के कारण दूर २ 
से जेनी प्रतिदिन आते ही रहते हैं। करीब ४० वर्षो से तीर्थ. 
इवेताम्बर है या दिगम्बर है--इस प्रइन को लेकर दोनों पक्षों में, 
. मुकदमा वाजी चल रही है । परिणाम जो कुछ हो । इस तीर्थ के 
दर्शन करने के लिए जेनेत्तर भी बड़े हर्प और आनन्द से आते* 
हैं। मोना, ग्रूजर ग्रादि सर्व ह्ञातियां भी वक्त “प्रतिमा को 


पूजटी हैं । 


€६& 


दीवान जोधराज ने डीग में व कर्मपुरा में भी ज॑न मन्दिर 
बनवाया था | ये हरसाणा नगर के रहने वाले थे | इनका गोत्र 
पल्‍लीवाल डगिया चौधरी था। इनका जन्म बि० सं० १७६० 
का० शु० ५ तदनुसार सत्‌ १७३३ नवम्बर १४ सोमवार को हुआ 


' जन्म लग्त 





था। महाराजा केशरीसिंह के राज्यकाल में इन्होंने उक्त प्रति- 
माश्रों को प्रतिष्ठा करवाई थी, जो मथुरा के श्रजायब गृह में 
सुरक्षित प्रतिमा से सिद्ध होता है। प्रतिमा पर यह लेख है :-- 


संवत्‌ १८२६ वर्ष मिती माघ वदी ७ गुरुवार डोग नगर 
महाराजे केसरिप्िह राजा, विजय (गच्छे) महा भट्टारक श्री पृज्य 
महानन्द सागर सूरिभिरते हपदत्त ( देशात ) डगिया पल्‍लीवाल 
वंश गोत्र हरसाणा नगर वासिन चौधरी जोधराजेन प्रतिष्ठा 
कारापितायां ।! 


१०० 


मूर्ति के निकलने की कथा इस प्रकार है:-- 

जहाँ मन्दिर बना हुआ है उस स्थान के कुछ समीप ही एक 
चमार की गौ नित्य दूध फार कर आराती थी । गौ से लगातार 
कई दिन दूध न मिलने पर कारण की शोध में चमार ने देखा 
कि उसकी गौ उक्त स्थान पर दूध भ्कार रही है। चमार इसको 
शुभ मान कर हथित हुआ और घर आ गया। एक रात्रि को 
उसको स्वप्न हुआ कि--भगवान महावीर की प्रतिमा बनकेर 
तैयार हो गयी है, इसको बाहर निकाल । चंमार ने स्वप्व के आधार 
पर उक्त स्थान को खोदा और वहाँ से उक्त वीर प्रतिमा प्रकट 
हुईं । चमार ने उसको निकाल कर भूमि शुद्ध करके वहीं विराज- 
मान करदी | इस घटना के कुछ समय पदचात्‌ ही दीवान जोध- 
राज ने उस प्रभावशाली प्रतिमा के दर्शन किये और मृत्यु दण्ड 
से बच जाने पर मन्दिर बतवाकर उसे संस्थापित करने की शपथ 
ली थी | उक्त चमार कुल का तीर्थ से अब तक भी कुछ सम्बन्ध 
चला आंता-बतलाया जाता है। चढ़ावा का कुछ अंश उक्त कुल 
को दिया जाता है । 





पललीवालज्ञातीय संघवी तुलाराम 


उननीसवीं शताब्दी में पललीवाल ज्ञातीय तुलाराम श्रेष्ठि एक 
ग्रत्यंत धर्मश्रद्धालु श्रीमन्‍्त सज्जन हो गया है। वह श्रेष्ठि 
खेमकरण का कनिष्ठ पुत्र था । कपूरचंद और हरिदास उसके दो 
बड़े भ्रातः थे । यह चांदन गाँव अथवा इसके निकट के ही किसी 
ग्राम में रहता था। उसने अपने ज्ञाति के पैतालीस गोत्रों के 
कुटुम्बों को निमंत्रित करके श्री महावीर जी तीर्थ के लिंगे संघ 
निकाला | इस संघ यात्रा में गोत्र ४५ में से ३३ तेतीस गोत्रों के ' 
कुटुम्ब सम्मिलित हुए थे, उन तैतीस मोंत्रों के नाम निम्नवत्‌ हैं; :--- 
१. वडेरिया, २. वरवासिया, ३. कोटिया, ४. खैर ५, पचो- 
रिया, ६. जनूथरिया, ७. वारोलिया, 5. गिदोराबक्स£. मड़ी- 
चाल गिदौरिया, १०. नगेसुरिया, १९१- सगेसुरिया, १२. डर्गिया, 
१३. निहानिया, १४. व्यानिया, १५. खोहवालं, १६. भा- 
वरिया, १७ डडूरिया, १८. बारीवाल १६. गुदिया, २०: 
विलनमांसिया, २१. दिवरिया, २२. बहेत्त रिया, २३. वैद्य 
भोगिरिया, २४. चकिया, २५. लोहकरेरिया, २६. डड्रिया 
२७. कुरसोलिया, २८. दादुरिया, २९. नागेसुरिया, ३० 


नौलाठिया, ३१. जौलाठिया, ३२. राजौरिया, :३३. भड़को- 
लिया। 


तुलाराम ने झमन्तरित स्वज्ञात्तीय बन्धुओं का भारी सम्मान- 


५१७२ 


सत्कार किया और तीर्थ में पुजा, चढ़ावा आदि विषयों में सराह- 
नीय उत्त्ाह से उव्य व्यय किया। बह संघ यात्रा-समस्त पल्लीवाल 
ज्ञाति की एक प्रतिनिधि सभा भी कही जा सकती हैं; जिसमें 
ज्ञाति के दो तिहाई गौत्रों ने ग्रपती उपस्थिति:दी थी । इस बात१, 
का वर्शान राव-रायों की पोथियों में बहुत ही ऊंचे स्तरपर 
मित्नता है। श्रेष्ठि तुलाराम हरिदास ( राम ) ने राव श्रथतरा 
राय लोगों को ७२ वहत्तर कर्ण फुण्डल जिनको प्रान्तीय भाषा में 
गुड़दा-गुरदा कहा जाता'है, दान में दिये थे और तभी से तुला राम 

का गोत्र बहतरिया कहलाने लगा । इससे पूर्व यह कुल मंड्रेलवाल 
गोन्नीय कहलाता था। 


रायपरम्तादीलाल को पोथी में -तुलाराम के पूर्वजों को इस) 
क्रम से एवं इस भांति लिखा है।- साहू धोपति--छिंगालक्मी 
>खीवा परसा--लोथु--हरोी मोहत--चैनदास -- धर्म दास 
गि्रधर--गयासीराम--गंगा राम--खे मक रण --घासी राम । 

गंगाराम न 
मल ओ। | आई 

लालमल ननीराम कपूरचंद हरिदास तुलाराम 
जा ; 0 











| ७ ला 
दुलीचंद सुन्‍न्नमल जयदास मोहन सुन्दर 


कविवर श्रो दौलतराम जी 


बीसवोीं शताब्दी के जेत एवं जेनेत्र कवियों में से कविवर 
दोलतराम जी आध्यात्मिक एवं दार्शनिक कवियों में अग्रिम 
पंक्ति के कवि हो गये हैं। इनका जन्म वि० सं० १८५० और ५५ 
के मध्य हुआ, बतलाया गया है। सनु१८५० के गदर में इनको भी 
कुछ कष्टों का सामना करना पड़ा था। अपने परिवार को सुरक्षा 
की दृष्टि से लेकर भागते हुए इनकी जन्म पत्निका कहीं गिर पड़ी 
आयवा गुप्त हो गई। उक्त जन्म-सम्य इनके ज्येष्ठ पुत्र टीकाराम 
जी से पुछध कर लिखा गया है ऐसा श्रीमती सरोजतोी देवी द्वारा 
संपादित'दौलत विलास” नामक इनकी कविता-रचसाओं के संग्रह 
से ज्ञात हुआ है। इनके पिता पल्‍्लीवाल़ ज्ञातीय लाला ठोडरमलजी 
गंगीरीवाल ग्राम सासनी परगना हाथरस, में रहते थे। 
लोग इनके कुल को फतेहपुरिया भी कहते थे । लालाटोडरमलजी 
के एक भाई भौर थे और उनका नाम लाला चुन्नीलाल था । दोनों 
अआता हाथरस में कपड़े की दुकान करते थे। कविवर दौलतराम 


' का विवाह अलोगढ़ निवासी लालाचिन्तामणि की सुपुत्री से हुआ 


था। कविवर कुशाग्र बुद्धि, शान्तस्वभावी, निर्लॉभी, दयालु व 
न्‍्थायशील प्रकृति के थे । इनका समुचित शिक्षण हाथरस में ह्ठी 
हुआ | कुशाग्रबुद्धि होने के कारण इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान के 


' साथ ही संस्कृत भाषा एवं जैंत ग्रंथों का अच्छा भ्रष्यपन भी कर 


श्ण्ड 


लिया था | अव्ययन प्रेम इनका अदशुत था | अव्ययन के साथ २ 
यह अपने पिता एवं काका की दूकान संबंधों कार्यों में भी छोटा वय 
से सहायता करने लग गये थे । ये छीटें छापा करते थे । छीटें भी 
छापने जाते ये और प्रन्य भी पढ़ते जाते थे। हाथरस से यह 
अनतीगढ़ आकर व्यापार करने लगे थे। लोग कहते थे कि यह अली- 
गढ़ में छीटें भी छापते जाते थे श्रौर साथ ही गीमट्सार आदि प्रन्थी 
का अध्ययन-वाचन भी करते जाते थे | ऐसा सुना जाता हैंकि 
बुद्धि इनकी इतनो तीज थी किये एक घंटा में ५०-६० इलोक 
कंठस्थ कर लेते थे | हाथरस, अलीगढ़ की जैन समाज में ये अपनी 
कुआाग्र बुद्धि अव्ययन शीलता, घर्मरुचि, एवं अनेक श्रन्य सदगुणों 
के कारण बहुत अधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध हो गये थे । ह 


वि० सं० १८८२-८३ में मथुरा निवासी राजा लक्मणदासजी 
जैन सी० आई० ई० के पिता श्रेष्ठिवर्य मनीराम जी और 
पंडित चंपालाल जी हाथरस आये, वहाँ उन्होंने कविवर की 
अत्थन्त प्रस्िद्धि सुनी तथा मन्दिर में उनको गोमटपार का तल्ली- 
नतापूर्वक अध्ययन करते देख कर वे अत्यन्त प्रसन्‍न हुए । वे आप 
को मथुरा ले गये,परन्तु वहां झ्राप अधिक काल पर्यन्त नहों ठहरे। 
पुनः सासनी अ्रथवा लश्कर. (ववालियर) में आकर रहने लगे | 
इनके पुत्र टीकाराम जी इनकी मृत्यु के समय एवं पश्चात्‌ भी 
लद्कर में व्यापार-घंधा करते रहे है ।इनके टोकारामजी से छोटा, 
एक.पुत्र और था| बह लघुबय में ही अपनी प्यारी पत्ती एवं एक 
- पुत्री को छोड कर स्वर्ग सिघार गया था। आपको अपने कनिष्ठ 


श्ढ्श्‌ 


पुश्न की मृत्यु का बडा दुःख हुआ था । संसार से श्राप वसे ती पूर्व से 
ही झूठे हुए रहते ही थे, लघुपुत्र की मृत्यु से आपकी वेराग्य 
भावनाओं में और उदात्तपन वढ़ा ।आप के द्वारा रचित पचद्मों में 
संसार की असारता, मानव के दु:ख-सुखों का चित्रण, उनसे 
निवारण पाने का प्रयास, मोक्ष की चाहना, जगत के मोहमयी 
सम्बंध की आलोचना आदि बैराग्य, उदासीन, विरक्त भावनाओं 
का सचोट चित्रण है। श्राप की रचनायें सरल, सुबोध भाषा में 
ऐसी आकर्षक व, प्रभावक हैं कि भक्ति रस के हिन्दी-अजेन कवि 
सूर, कबीर सा० की कविताओं में जैसा आनन्द आता है वेसा ही 
इनकी कविताओं को पढ़कर भी पढ़नेवाला उनमें * खो-सा 
जाता है | - 


श्राप अपनी आयु के अन्तिम दिवसों में दिल्लो आकर रहने 

लगे थे । परन्तु आप के पुत्र टीकाराम जी लद॒कर में ही रहकर 
व्यापार करते थे | इससे यह ज्ञात होता है कि आप अक्रेले ही 
दिल्‍ली आकर रहने लगे थे ' दिल्‍ली में आपने अपना समस्त 
समय तत्त्वचिन्तन, आत्मचिन्तन, शास्त्राभ्यास में ही व्यतीत 
किया । धर्म के तत्वों का मंधन करके आपने वि० सं० १८६१ में 
छहढ़ाला की रचना की । यह ग्रंथ झ्राष्यात्मिक दृष्टि सेउच्च कोटि 
का कविता संग्रह ग्रंथ है। आपको अपने स्वदेह से तनिक भी 
हु नहीं था । आपने अपनी समस्त शारीरिक शक्तियों छा लाभ 
शास्त्रानुशीलन में ही व्ययशील रक्‍्खा था। छह ढ़ाला, में मने- 
च्छाओं, च्॒ुर्गति, अक्षेतसुख को भ्रीप्त, ज्ञान-दर्शन, चारित्र इन चय 


१०६ 


रत्नों बर मासिक, तात्विक अनुभूतिपूर्ण रचनायें हैं। छहढ़ाला के 
ग्रतिरिक्त आपने अ्रनेक मुक्तक रचनाशओ्रों का निमणि किया 
है। उनमें से अधिकांश का संग्रह उक्त “दौलत विलास” नामक 
संग्रह पुस्तक में हो गया है । 
,...दिल्लो में वि० सं० १६२३-२४ में आपने देह त्याग किया था 
ऐसा सुना जाता है क्रि अपनी मृत्यु दिवस के एक सप्ताह पूर्व 

आपने अपने शरीर त्याग का ठीक २ समय अपने परिवार को 
बतला दिया था और बतलाये हुए ठीक समय पर जो भ्रगहन मास 
की अमावस्या का मध्यान्ह था आपने शरीर-त्याग दिया। एक 
विचित्र बात उल्लेखनीय साथ ही में यह हुई कि गोमटसार' का 
झ्रध्ययत जो आप कई विगत वर्षों से करते आरहे थे वह पूर्ण 
हुआ । जिस दिन आपने अपना मृत्यु का समय भाषित किया 
उसी दिन से आप एक सनन्‍्यासी की भाँति रहने लगे। अ्रहतिश 
धर्म -ध्यान में रत रहते थे और नमस्कार महामंत्र का जाप-स्मरण 
करते हुए ही आपने देह-त्याग किया | 

कविवर दौलतराम भारत के महान श्राध्यात्मिक उच्च 
कोटि के कवियों में हो गये हैं। लगभग ७० वर्ष की वय में 
उन्होंने देह त्याग किया था । आप बचपन से ही कविता करने 
लग गये थे। पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि ७० वर्ष के वय में, 
(जिसमें वर्ष २० के पश्चात भी लें तो भी ) आझु के ५० वर्ष जैसे 
दोर्ष काल में उन्होंने कितनी रचनायें की होंगी । 

वि० सं० १६१० में आपने सम्मेतशिखर तोर्थ की यात्रा भी 
की थो । । 


मास्टर कन्हैयालाल एम० ए०और उनका वंश 


विक्रमीय बीसवीं शताब्दी के 
».... .. ४54 प्रारंभ में बरारा नामक ग्राम 
#, ..7ध 7.४ में लाला भैेरूलाल जी सलाव- 
दिया गौत्रीय पल्‍लीवाल रहते 
थे। इनकी स्त्री का नाम कुन्दा- 
. : देवी था। श्रष्ठी भेरूलाल जी 
४... बड़े धर्मनिष्ठ, दयालु एवं सदा- 
! चारी थे। कुन्दादेवी भी साध्वी 
; ४; स्त्री थी। इनके ऋमशः तीनपुत्र 
हे निहालचन्द्र वि० सं० १९१७, में 
भेदिलाल वि० सं० १६२१ भौर 


| 
। 


हि 





न्ब्क नी मम 
4 6 द बुक है; 5 आओ 53 हे 
न जा >म 
(| 
च्ूू क्चछ 


वजन के ऑयूऋ "कट नमन व मर्ज 
हे व नल दे 
है 


; -» कन्हैलाल हुए । कन्हैयालाल का 
| हर ४ जन्म वि० सं० १६२५. तदनुसार 


५० 7 ५. सास सितस्बर सन्‌ १८६६ में 

[: ५ . ७.४. ., बरारे में ही हुआ। श्रेष्ठि भेरू- 
हे ; लाल हुई, किराणा का व्या- 

हि ०४७४७ 

2३ का शइन 2: 

६,353 शक 2 


पार करते थे। एक वर्ष यह 
4 ० स्पष्ट 2 में 
आिट 2 32220. 40 3 नाव में रुई भरकर नदी 


पार करके गाजीपुर ले जा रहे थे । अकस्मात्‌ नाव में 
अग्ति लगे गई शौर समस्त रई जल गई। ये कठिनता से 


| 
5 ५ ] 
9 भ १ ५ 


श्ण्द 


अपने प्राण बचा पाये; परन्तु रुई जलने का इनकों दुःख इतना 
हुआ कि फिर इनका स्वास्थ्य पनपा ही नहीं | इसीं अन्तर में इन 
को भयंकर दद्गुरोग हो गया | कई भांति के उपचार किये; परन्तु 
यह दद्वु इनके प्राणों का ग्राहक बना | पच्रपन (५५) वर्ष की आयु 
में ही ये स्वर्ग सिधार गये। 

पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ घर का भार बाबू _निहालचंद पर 
पड़ा । वावू निहालचंद पिता की जोवितावस्था ही में मेट्रिक की 
परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे । उन दिनों में मंट्रिक-उत्तीर्ण व्यक्ति 
का भी बड़ा सम्मान था और सरकारी नौकरी सहज मिल जाती 
थी | इन्होंवे कानुतगोई को भी परीक्षा दी थी। यह बड़े उदार, 
दयालु एवं सज्जन प्रकृति के थे । अपने दोनों भाइयों को वड़ा 
प्यार करते थे। इनके दो पुत्र-जुगेन्रचंद और- सुरेश्चंदर तथा दी 
कन्यायें सत्यवती और कलावती नाम की चार संतान हुईं थीं । 
दोनों पुत्रों का जन्म क्रमशः वि० सं० १६४० व १६५० में हुआ था। 
सरकारो नौकरी इन्होंने पुरे ३० तीस वर्ष की थी। इनको 
लकवा ही गया और ३-४ दिवस अस्वस्थ रह कर इन्होंने देह 
त्याग किया। इन्होंने अपने पुत्रों और भाईयों को सुशिक्षित बनाने 
में तन, मत, धन तीनों का पूरा २ व्यय किया । 


भेदिलाल का जन्म आपाढ़ शु० १४ को वि० सं. १६२१ में 
हुआ था | आपका जिक्षण वरारा में ही हुआ। सं० 
१६३४ में अंग्रृठी ग्राम से आपका विवाह हुआ । इसके 


प्रथ्चात्‌ आप दूकान करने लगे। दुकान में आपको टोटा सहन 


गैश्ह 


करना पड़ा | इसलिए बरारा त्याग कर आपने आगरा 
में धंधा न्ञालु किया; परन्तु आगरा में भी आप को लाभ प्राप्त 
नहीं हुआ | फिर आप जयपुर और जयपुर से अजमेर आ गये, 
जहाँ लाला कन्हँयालाल जी नौकरी कर रहे थे। अजमेर 
की दुकात में अच्छा लाभ प्राप्त हुआ श्रौर आर्थिक स्थिति 
पहले से कहीं अधिक अच्छी हो गई। सन्‌ १६२३ में इस दूकान 
का बँटवारा तीनों भ्राताओं में हुआ और प्रत्येक को श्रच्छी धन 
राश्षि प्राप्त हुई) यह दुकान भेदिलाल कपूरचन्द्र के नाम से 
चलती थी । 


०० 


प्‌ कक टी 
४ दि ट् ० 
पु दे + कं 
५; 
३ । २१: हे *अ 
+ ्ः ५ 
+ 
गा 
कि ल्‍. ज्ड 67 
कट हट 
पट ३ 
0८2: पा अ मिल र पमम 


पे 


च् 





१६१० 


जुगेन्द्रचन्द ने निहालचन्द जुगेन्द्रचन्द के नाम से कपड़े की 
दूकान खोली । आपके दो पुत्र पदमचन्द और अमरःतचन्द हैं । 

, मास्टर कन्हैयालालजी के दो पुत्र विष्णुचन्द और प्रकाशचन्द 
हैं। इन्होंने 'चन्द्रा स्टोर्स! स्थापित किया यह दूकान आज 
अजमेर के श्री नगर रोड पर बड़ी प्रसिद्ध दूकान है और बड़े 
बड़े श्रीमन्त एवं प्रतिष्ठित राजा-रईश इसी दूकान से कपड़ा 
खरीदते हैं । 

मा ० कन्हैयालाल का जन्म बरारा में वि० संवत १६२५ तद- 
नुसार सन्‌ १८५६६ के सितम्बर मास में हुआ था। ये बचपन से 
ही कुशाग्र बुद्धि और होनहार थे ) वरारा का शिक्षण समाप्त कर 
के आगरा भेज दिये गये ओर वहाँ इन्होंने यथा क्रम वि०सं० १६४० 
से वि० से १६५० तदनुसार ई० सन १८८३ से १५६३ पर्यन्त दस 
बर्षों में कक्षा ६ से एम० ए० तक की उच्च शिक्षा प्राप्त की । 
बाद में आपने एल० टी० की परीक्षा भी दे दी थी | वि० सं० 
१९४३ में अठारह वर्ष की आयु में आपका विवाह संस्कार 
सम्पन्न हुआ था। 

श्राप का जन्म पललीवालजाति में हुआ जो संख्या में प्रत्यल्प 
थी और फिर दूरर लगभग तीन सौ ग्राम, नगरों में विभाजित थी 
साथ ही वह तोन ऐसे भागों में विभक्त थी कि उनमें परस्पर 
भोजन-कन्या व्यवहार तक वन्द्र थे । यह श्रुग आर्य समाज के 
क्रान्तिकारों आन्दोलन का समय था | आपके ऊपर श्रार्य-सलमाज 
के सुवारक विचारों का गंभीर अमाव पढ़ा। आपने और श्रन्य 


११५१ 


आगरा के शिक्षणालय्रों में पढ़ने वाले भिन्नर प्रान्तों के पल्‍ली- 
वाल विद्यार्थियों ने सनु१८९२ के ११ दिसम्बर को “पललीवाल 
धर्म-वर्धनी क्लब” नाम की सभा संस्थापित को और उसकी 
प्रथम वेठक बरारा में बुलाई। लगातार इसकी कई बेठकें, 
अधिवेशन करके आपने और श्रन्य ऐसे ही शिक्षित एवं कर्मठ 
समाज सेवियों ने समाज में क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी। 
बैठकों और अ्रधिवेशनों में भाग लेने के लिये दूर२ के प्रान्त व नगरों 
से पल्‍लीवाल प्रतिनिधि आने लगे | निदान वि०सं० १६७७ ज्येष्ठ 
कृ०७ को बरारा-के अधिवेशन में पललीवाल जैन कान्‍्फरेन्स की 
स्थापना की गई और आगासी वर्ष के लिये आप ही सभापति 
चुने गये। दूसरे ही वर्ष आप के सतत्‌ प्रयास एवं नीति पूर्व प्रयत्नों 
से मुरेना के पल्‍लीवालों के साथ भोजन व कन्या व्यवहार होना 
तय हुआ और सन्‌ १६३३ के फिरोजाबाद के सम्मेलन में छीपा 
पल्‍लीवालों को भी मिला लेने का प्रस्ताव स्वींकार किया गया। 
इस प्रकार समस्त पल्‍लीवाल ज्ञातीय में जो यह संगठन हुआ 
सचमुच उसके निर्माण में, अनुकूल वातवरण बनाने में आपका 
अदम्य उत्साह, उन्‍नत विचार, अ्रथक श्रम बहुत अंशों में कारण 
भूत है। आपके समय में तो आपका समाज में भारी सम्मान 
रहा ही था परन्तु इतिहास के पृष्ठों भी में ज्ञातीय सुधारकों में 
आप का प्रथम स्थान रहेगा। 


. आपने पल्‍लीवालज्ञाति इतिहास तैयार करने का भी विचार 
किया था,परन्तु केई एक सामाजिक सुधारों,व्यावसायिक मंभड़ों में 


ह्ध 


के दर्शन करके यह प्रतिज्ञा को कि अगर मैं मृत्यु दण्ड से बच 
गया तो मन्दिर बनवा कर उक्त प्रतिमा को बड़ी धुम-धाम से 
प्रतिष्ठित करू गा | सुयोग एवं अहोभाग्य से दीवान जी पर तीन 
बार तोप चलाई गई और तीनों बार सौभाग्य से दीवान जी 
बाल २ बच गये | तब उन्होंने उक्त प्रतिज्ञा के पालन में चाँदन* 
गाँव में जिनालय का निर्माण करवाया और उसमें उपरोक्त 
महावीर जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवा कर संस्थापित किया | 


श्रो महावीर जिनालय, चाँदन गाँव, तहसील हिडौन, राज्य 
जयपुर में भरतपुर--माधोपुर के बीच स्टेशन महावीर जी 
जो रततलाम--कोटा-मथुरा रेलवे लाईन से त्तीन मील के अन्तर 
यर आा गया है। करौली भी वहां से श्रधिक दूरी पर नहीं है | 
हिंडौन और करोली में श्र श्रास पास गांवों में जेन और उस 
पर भी पल्‍लीवाल जातीय घर अच्छी संख्या में श्राज भी विद्यमान 
हैं। इस तीर्थ में प्रति वर्ष वेशाख बदी पड़वा और चैन्री पूर्णिमा 
को भारी मेला लगता है और इ्वेताम्बरी, दिगम्बरी दोनों भ्रच्छी 
संख्या में उपस्थित होते हैं। वेसे प्रसिद्ध तीर्थ होने के कारण दूर २ 
से जेनी प्रतिदिन भ्राते ही रहते हैं। करीब ४० वर्षो से तीर्थ. 
इवेताम्वर है या दिगम्वर है--इस प्रइनत को लेकर दोनों पक्षों में, 
, मुकदमा वाजी चल रही है । परिणाम जो कुछ हो । इस तीर्थ के 
दर्शान करने के लिए जेनेतर भी बड़े हर्प और आनन्द से आते 
हैं। मोना, गुजर आदि सर्व ज्ञातियां भी वक्त प्रतिमा को 


पूजली हैं । पक 


१११ 
ग्रागरा के शिक्षणालयों में पढ़ने वाले भिन्नर प्रान्तों के पल्‍ली- 
वाल विद्याथियों ने सत्१८६२ के ११ दिसम्वर को “पतलीवाल 
धर्म-वर्धनी क्लब” नाम को सभा संस्थापित को और उसकी 
प्रथम वेठक बरारा में बुलाई। लगातार इसकी कई बँठकें, 
अ्रधिविेशन करके आपने और शत्रन्य ऐसे ही शिक्षित एवं कर्मठ 
समाज सेवियों ने समाज में क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी। 
बैठकों और अ्रधिवेशनों में भाग लेने के लिये दूरर के प्रान्त व नगरों 
से पल्‍लीवाल प्रतिनिधि आने लगे | निदान वि०सं० १६७७ ज्येष्ठ 
कु०७ को बरारा-के अधिवेशन में पललीवाल जैन कान्फरेन्स की 
स्थापना की गई और आगामी वर्ष के लिये आप ही सभापति 
चुने गये। दूसरे ही वर्ष आप के सतत्‌ प्रयास एवं नीति पूर्व प्रयत्नों 
से मुरेना के पल्‍लीवालों के साथ भोजन व कन्या व्यवहार होना 
तय हुआ और सन्त १६३३ के फिरोजाबाद के सम्मेलन में छीपा 
पललीवालों को भी मिला लेने का प्रस्ताव स्वींकार किया गया। 
इस प्रकार समस्त पललीवाल ज्ञातीय में जो यह संगठन हुआा 
सचमुच उसके निर्माण में, अनुकूल वातावरण बनाने में आपका 
अदम्य उत्साह, उन्‍नत विचार, अथक श्रम बहुत अंशों में कारण 
भूत है। आपके समय में तो.आपका समाज में भारी सम्मान 


रहा ही था परन्तु इतिहास के पृष्ठों भी में ज्ञातीय सुधारकों में 
आप का प्रथम स्थान रहेगा। 


आपने पललीवालज्ञाति इतिहास तैयार करने का भी विचार 
किया था,परन्तु कई एक सामानिक सुधारों,व्यावसायिक मंभटों में 


श१२ं 


व्यस्त रहने के कारण आप उसको सूर्त रूप न दे सके । फिर भी 
आपने यत्र तत्र टिप्पण लिखे, ऐतिहासिक सामग्री का संकलन 
किया, जिनका इस प्रस्तुत लघु इतिहास में सराहनीय उपयोग 
किया गया है । | 


. आपने,जेसी ज्ञाति की सेवा की वैसे हीं आपने कुल को भी 
सम्पन्त बनाया । ज्येष्ठ श्राता निहालचंद जी के स्वर्गवास 
के पदचात्‌ आपने उनके पुत्रों को पुत्रतुल्थ समझा तथा अपने 
द्वितीय व आता को श्रजमेर बुलाकर अपनी सम्मति-यूचना 
से व्यापार में योग-सहयोग दिया, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि तीनों अ्राताओं के कुल श्रच्छे समृद्ध और सुखी 
बने । आप नारमल स्कूल अजमेर के यशस्वरी प्रधानाध्यापक 
रहे थे । 
विवाह संस्कार के १६ १७ वर्ष पदचात्‌ आपके दो सुपुत्र 
विष्णचन्द्र और प्रकाशचन्द्र हुए जिनका जन्म क्रमझ: वि० सं० 
१६६० और १६६२ में हुआ । 
जन्म भूमि ग्राम बरारा से भी आपको सदा प्रेम रहा | वरारा में 
आपने 'वंश्ोन्नति' नाम,की सभा स्थापित की थी | इस सभा की कई 
बैठकों के हो जाने पर यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि .पल्‍लीतव्राल ज्ञातीय 
कुल एवं बंशों में प्रचलित रीति-रश्मों की (जन्म से मृत्यु पर्यन्त होने 
वालों की ) एक सूची के रूप में 'पल्लीवाल 'रीतिप्रभाकर' पुस्तक 
प्रकाशित की जाय। इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण परिवर्धन 
पंशोषन के साथ भोपने भौर मास्टर मंगलसेन ने तेबार किया 


११३ 


था | यह पुस्तक आज तक रीति- रध्मों के पालन-व्यवहार के 
उपयोग में श्राती है । 


पल्‍लीवाल ज्ञाति आपकी सदा चिरऋणी रहेगी । इसमें कोई 
सन्देह नहीं | आपका वश आपके सद्‌ प्रयत्न और मार्ग-दर्शन से 
८जो उन्नति करु सका वह आपके नाम को कभी भी विस्मृत नही 
कर सकेगा । आप-मात्ता-पिता के भी परम भक्त थे। पिता की 
सेवा तो आप अधिक नहीं कर सके, क्यो कि वे ५५ वर्ष की आयु 
में ही देह त्याग कर चुके, परन्तु आपकी मात्ता ६० (नब्बे) 
वर्ष की आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुई थीं। आपने अपनी 
माता की एक सुपुत्नतुल्य सेवा करके शुभाशीर्वाद प्राप्त किये भौर 
उन्ही आशीर्वाद से श्रापषका जीवन महान्‌ यशस्वी और उपयोगी 
चना । 


सर्व श्री बालकराम, निहालचन्द्र, बुलाकीराम, नारायणलाल, 
लल्लू राम भौर बाबू छोटेलाल इसी कुल के सुशिक्षित, समाज 
प्रेमी एवं उत्साही व्यक्ति थे | घ॒र्म वर्धनी क्लब की स्थापना के 
समय ये सर्वसज्जन आगरा में अध्ययन कर रहे थे और क्लब 
की स्थापना में इनका- प्रमुख सहयोग एवं श्रम था। बरारा के 
इस शिक्षित कुल ने पल्‍लीवालज्ञाति को तन, मन, धन, से 
स्मरणीय सेवायें की हैं । 





वंशबृक्ष 
श्रेष्ठि भेरू'लाल ( कुन्दादेवी ) 
| 
िम हक! | 
निहालचंद्र भेदीलाल कन्हैयालाल 
कपूरचन्द्र 


प्पपपणणयणय 


ग्यानचन्द्र हरिद्वचद्र रमेशचंद्र 


बी 
४-२... ८७-०० १०५००». 





| फल | 
ऐप सरेशचन्द्र सत्यवत्ती कलाबती बिष्णुचन्द्र प्रकाशचन्द्र 





| | 
पद्मचन्द्र. प्रमरचन्द्र 


श्री मिद्नलालजी कोझारी 


भरतपुर के श्री मिद्ठनलालजी कोठारी पल्‍लीवाल का जन्म 
संवत्‌ १९४७ भाद्रपद शुक्ला ११ बुद्धवार त्तदनुसार दिनाडू २६ 
सितम्बर सन १८६० के दिन पहरसर ग्राम (जिला भरतपुर) में 
हुआ । आपके पिता का नाम श्री मूलचन्दजी और माताजी का 
नाम श्री धनवन्तीबाई था । जब आपकी शअायु ६ वर्ष को थी तब 
श्राप भरतपुर के लाला चिरंजीलालजी पल्‍लीवाल श्रेताम्बर जेन 
के दत्तक रूप में श्राये। बाल्यकाल में विद्याध्ययन करते रहे । सन 
१९०८ की २४ दिसम्बर को आपके पिता श्री चिरंजीलालजी का 
स्वर्गवास हो गया । पिता के स्वर्गंवासी हो जाने पर उनके रिक्त 
स्थान पर महकमे ड्योढीयान भरतपुर में राज्य ने इनको जगह 
दे दी। माननीया मां जी साहब श्री गिरिराज कौर जी० सी० 
आएई०, जो उस समय के महाराज भरतपुर श्री किशनसिहुजी 
बहादुर की माता थीं, इनकी सेवाओं से बहुत प्रसन्न थीं और 
इन पर उनका पूर्ण विश्वास था | उन्होंने अपने दफ्तर कोठार 
में इनको कोठारी बना दिया, तभी से श्राप मिट्ठनलाल कोठारी 
के नाम से विख्यात हुए । 


३॥) 
द्त 
ता 


टाइट ता 
दर्ज 


| 


आज आह 4०मार्भ%-आर्थाऋ उाआ 


है 
ह+ हर 





पन्ना गा 
प्रा पा शव 


9 भर 
20 मम 


+ जु, हु 
#५ ० २ ५ 5 
५ (४ 5 


५: ८5.-3 


3४2०5...3. 


ब्र्र 


जज 
की »। अजीअलन >> 3+3->पमत+ +» २-33 -++ 


मिट्ठनलालजी 


कोठारी 
आप सार्माः: 


 कोठ 


० 
(७ ॥ 


| 


ल 


श्री 


ल्षत्र 


घामिक 
वाल समाज और 
ग्राप तन, मन, धन 


नाप 
जेपदा 


[.। 


हुए भा 5 


से 


ज्य की नौकरी करते 


[/ 


बी 
ञ 


््ा 
- 


व 


रा 
प्ल्ल 


॥प 


जे 
पड 
लिए समय-समय पर 


है हु 
घ्०्> 
च्् 





का जा 
ञँ 
्ऊ 


ह.स 


हु 





११७ 


भ्राज उस मन्दिर की दश्षा बहुत अच्छी है | भ्रापके हो प्रयास से 
पल्‍लीवाल जैन कान्फेंस की स्थापना हुई और उसी के द्वारा 
आपने पल्‍लीवाल जन गणना भौर कई पललीवाल जैन मन्दिरों 
का जीणांडार आदि कार्य भी कराये। 


भरतपुर के श्री महाबीर भवन को सुन्दर ढड्ग से बनाने का 
श्रेय भी आपको ही है। 


आपने सन १६३४ में कुछ पल्लीवाल भाइयों के साथ तीर्था- 
घिराज श्री सिद्धाचलजी और गिरिनारजी की यात्रा की । इसके 
पश्चात सन्‌ १६५६ ई० में एक यात्री संघ लेकर श्राप मोटर बस 
द्वारा पूर्व देशीय जैन तीर्थो की यात्रार्थ गये जिसका विवरण १ 
सित्तम्बर १६५६ के 'ब्वेताम्बर जेन' अखबार में छप चुका है | 


श्री मिट्ठनलालजी कोठारी के पूर्वजों में श्री नारायनदासजी के 
पौत्र और श्री दयारामजी के पुत्र दीवान मोतीरामजी बहुत प्रख्यात 
व्यक्ति हुए। जिनको महाराज साहब श्री रंजीतर्सिह भरतपुर नरेश 
ने एक पट्टा आसौज वदी १ सम्बत १८६१ को लिख कर दिया था 
कि भरतपुर राजे की ओर से गोवर्धन में दीवान मोतीरामजी प्रबन्ध 
करेंगे और उत्तके पास मुसह्दी एक जमादार सिपाही ४८ व घोड़ा 
घुड़ सवार वगैरः रहेंगे और उनकी तनख्वाह खर्चा वगैरः सब 
राज्य से उनके पास भेज दिया जाया करेगा। जिनका शाजरा 
निम्त प्रकार है; इस शजरे के वर्तमान कुदुम्ब में प्रख्यात व्यक्ति 
श्रो सिट्ठतलालज़ो कोठारी हैँ । 


रटरैप 











8॥/:50 
४9:४७. एक | हि 
| कह बल कं दे ज 
४०५ के के | कद ब्बाइ गा 
बुक अं बज का सी »००००७ हा अब का 
दि विफल सकल सम क फलकक 2 पा मिशक लिन 22 कल लत 
| 
४१३७ (७ “थे १७ के छ 
४००० ॥४ 
०४० ४)४ ऐड 


ध्ध्ज 


डा० बेनीप्रसाद, एम० ए० पी० एच० डी० 


आपका जन्म १९ फरवरी १८६५ में एक साधारण परिवार 
में हुआ था । 


जीवन का अधिकांश भाग प्रयाग में व्यतीत हुआ । कुछ वर्ष 
कानपुर में भी रहना हुआ । पढ़ने में तीव्ण बुद्धि होने से प्रत्येक 
कक्षा में प्रथम आते रहे और परितोषिक प्राप्त करते रहे । 

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से इतिहास में एम० ए० प्रथम 
बेंणी में उत्तीर्ण किया, जब कि उत्त समय प्रथम श्रेणी इस विषय 
में बिरले ही छात्रों को मिलती थी। इनके प्रोफेसर डा० रशबुक 
बिलियम्ज ने इनकी भूरि-श्ररि प्रशंसा की और कहा कि इतना 
भेधावी छात्र उनको अ्रपने जीवन काल में दूसरा नहीं मिला है । 

एम० ए० के अध्ययन के साथ-साथ दो वर्ष इत्तिहास में ही. 
रिसर्च स्कालर रहे और विश्व विद्यालय से छात्र वत्ति पाते रहे। 
फिर इलाहाबाद विश्व विद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक 
(लेक्चर र) नियुक्त हुए और शीघ्र ही वहाँ रीडर हो गये | 

दो बार लन्दन गये और वहाँ शोध काय॑ में उन्होंने पी०एच० 
डी० तथा डीं० एच० सी० की उपाधियाँ प्राप्त कीं । 


भारत आकर ज्षीत्र ही इलाहाबाद विद्व विद्यालय में 
राजनीति के प्रोफेसर नियुक्त हो गये । 


१२० 


इतिहास तथा राजनीति के अतिरिक्त वह श्रंग्रेजी हिन्दी और 
संस्कृत के भी ऊंचे विद्वान थे। डाक्‍टरेट के लिए थीसिज के 
अतिरिक्त उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें अंग्रेजी में 'जहाँगीर' 
का इतिहास सबसे प्रसिद्ध है। अब इसका हिन्दी अनुवाद भी 
हो गया है। 


एक बार यह इन्डिथन पोलिटिकल साइथ्स कान्‍्फरेंस के 
श्रध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। अध्यक्षीय पद से इनका भाषण 
श्र॒त्यंत सारगभित हुआ था। ! 


महात्मा गाँधी ने भो एक बार इन से देश के संविधान का 
मसौदा निर्माण करने के सम्बंध में परामर्श किया था| 


विश्व विद्यालय में इनकी योग्यता की ख्याति के कारण ही 
देश के प्रत्येक सूबे के बहुत से छात्र राजनीति पढ़ने के लिए श्राते 
थे | इनको विद्धत्ता की ख्याति केवल देश में ही नहीं थी वरन्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय थी और संसार के बडे-बड़े विइव विद्यालय के प्रोफे- 
सरों से इनका काफी संपर्क रहता था और वे इनका श्रत्यधिक 
सम्मान करते थे । * 


इनका चरित्र बड़ा ऊँचा था! स्वभाव बड़ा कोमल था। 
प्रथम बार ही इनके सम्पर्क में आने पर मनुष्य अत्यन्त प्रभावित 
हो जाता था। श्राप ८ अप्रेल १९४४५ ई० को जिनेन्द्रदेव का 
स्मरण करते हुए स्वर्गवासी हो गये + 


घघ 5 

“ इनके एक मात्र पुत्र श्री मोहनलाल इलाहाबाद विश्व विद्या 

लय में इतिहास के आचार्य हैं। वह भी बड़े योग्य और विद्वान 

हैं। उनके छोटे भाई मेजर तारा चन्द क्राइस्ट चर्च कालेज 

कानपुर में अर्थ शास्त्र के आचार्य रहे । वह अ्रभी हाल में ही 
रिटायर हुए हैं । 


श्रो गुलाबबन्द जी जेन बी० ए० 





आजकल आप पंजाव सरकार में एक उच्च पद पर नियुक्त 
हैं। आप का जन्म मथुरा (उ० प्र०) जिला के एक गाँव मदेम में 
हुआ | आपके पितामह कालूराम जी उस समय पललीवाल जैन 
जाति के एक प्रतिष्ठित व्यक्षित थे | घर में ज़मींदारी थी जिस 
का कार्य संचालन आपके पृज्य पिता लट्टे रामजी के हाथों में था 
आपके पिता दो भाई. थे उनमें से ज्वेष्ट भाई श्री मुरलीधर जी, 
जो कि गाँव के पटवारी थे इस परिवार के सबसे अधिक माननीय 


१२३ 
भौर योग्य व्यवित रहे हैं । यह परिवार अव भी मर्देम गाँव.में 
सुशोभित है । जमींदारी का काम इस समप्र आप के सगे भाई 
श्री चन्द्रभान जी व उनके सुपुत्र श्री लखमीचन्द जी के हाथों में 
है। आपके कनिष्ठ श्राता श्री भगवती प्रसाद जी भी पटवारी 


के पद पर काफी समय रह कर अब गाँव में ही ज़मीदारी के काम 
में हाथ बँटा रहे है। इस परिवार में शिक्षा का बड़ा प्रचार है । 


ग्रामीण पाठशाला में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 
श्राप अध्ययन के लिए अ्रजमेर (राजस्थान) चले गये | वहाँ राज- 
पृताना बोर्ड की मिडिल परीक्षा में सर्व प्रथम रहें । कालेज की 


यूनीवर्सिटी परीक्षाओं में भी आप ऊँचे स्थानों पर उत्तीर्ण होते 
रहे और छात्रवृत्ति प्राप्त करते रहे। कालेज जीवन के 
बाद प्रतियोगिता में सफल हीने पर श्राप गवर्नमेन्ट सर्विस 
में प्रविष्ट हुए। अपनी योग्यता व कार्य कुशलता के एकमात्र 
सहारे से आप पंजाब सरकार में 2509॥#शाए07 00 8०९- 
०708 ०(०० प्लानिंग भ्राफीसर तथा असिस्टैण्ड सेक्रेटरी के पद 
पर समय २ पर रहे और अन्त में आपको सेक्रेटरी पंजाव सरकार पद 
]९९४007865, धाते र७थएलाशशा। (0768 रिसोर्सेर्ज व 
रिट्रौण्वमैंट कमेटी के पद पर नियुक्त करके प्रान्तीय सरकार ने 
आपको मान दिया और एक बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा, 
जिसे आप अपनी योग्यता से भली प्रकार सुचारु रूप से चला 
रहे हैं। श्रापके एक भतीजे श्री भ्रमी रचन्दजी बो० ए० के सुपुत्र 


श्री चन्द्रभान जी आजकल पंजाव सरकार में डि० सुप्रि० 
पद पर नियुक्त हैं । 


श्री कुन्दनलालजी एम. एं- एल, टी. प्रभाकर 
(इतिहास व राजनीति) 





बंदा परिचय--श्राप जनूथरिया गोन्नीय पल्‍लीवाल जेन हैं। 
आपका जन्म १५ अगस्त १६१६ का है। भ्रापके 
पितामह का नाम श्री रामचन्द्रजी तथा पिता 
का नाम श्री गरणोशीलाल जी था। माता श्री 


श्र 
कम्पूरी वाई विद्यमान है। श्री बद्रीप्रसादजी श्री 
प्रकाशचंदजी और : श्री शिखरचन्द जी नामक ३े 
लघुआता तथा ५७ बहिने है | 


+*निवास स्थान--श्रापकी जन्म भूमि आगरा है पहले इनके पिता- 
मह आगरा जिले के सिदरबन ग्राम में रहते थे 
फिर वहां से आगरे आकर व्यापार किया। 


शिक्षा--आ्रापने प्रथम आरगरे की पल्‍लीवाल पाठशाला घूलिया 
गंज में शिक्षा पाई तदनन्तर शिक्षा अध्ययन के हेतु 
भरतपुर में अपने बहनोई श्री नंदनलाल जी पुत्र श्री 
मिट्ठनलालजी कोठारी के यहाँ रहकर हाई स्कूल की 
परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए | आगे राज्य 
सेवा में रहते हुए /४. ४. और .. 4. पास किया । 


राज्य सेवा--हाई स्कूल परीक्षा पुर्णा होते ही आप २७-३-१६३६ 
से अध्यापक हुए | बड़ी योग्यता से अध्यापन करते 
हुए वर्तमान में आप प्रधान अध्यापक राजकीय उच्च- 
तर माध्यमिक विद्यालय बसेडी (धौलपुर) जिला 
भरतपुर में पदासीन हैं । 


प्रन्य विवरण--आप भिन्न-भिन्न संख्याओ्रों के सदस्य व पदार्धि- 
कारी रहकर सामाजिक सेवा भी करते रहते हैं । 





अल ड४] 2]>0%  »४)४फें | | हे काल 
| भी |] [० 
| यु अधडिहिशडाए [| ४७५४७ ४७७७७ 92989] ॥800$.(६५५ 
| | | |] मर! कक | 
| 288/5५।६ के न्क >/०६ | 





। | । | | दा आाक बा कि हम 
0 (2५०... धाये 00 :फाड ४608 7 ््ीीापैपप़ । 
| | | | | बह 
3272 हक 
| 


लाइक त हनन... कल" 


फट... >-]६०३७ ६४ 9 0६ ॥00॥000%09 ]७. 











2५) हे: 
६८ के ४ 


हक ५ 


टू ै। 
कं 05 5 





श्री नारायणलाल जी 


यह सम्वबत १६८६ से जयपुर शहर में रहकर व्यापार कार्य 
करते हैं श्रापकी धर्म कार्यो के प्रति अ्रच्छी थद्धा है) सदेव घामिक 
कार्यो में अगुश्रा रहते है । 


पिछली तालिका में दिया यह परिवार जयपुर जिले की तहसील 
हिन्डौन के वरगमा ग्राम में एक प्रसिद्ध परिवार माना जाता है। एक 
ही हवेली में इस कुटुम्ब के लगभग २०० स्त्री पुरुष निवास करते 
हैं| किंसो समय यह सब सम्मिलित रहते थे ! इनका कार्य क्षेत्र 


9 २ ष्द 


है 


अधिकतर व्यौपार रहा है और राज्य में भी पटवार व गिरदावर 
रहे हैं। यह ग्राम प्रसिद्ध क्षेत्र श्री महावीरजी से ३ मील के फासले 
पर है। इनके परिवार में श्री महावीर स्वामीजी की भक्ति अधिक , 
चली आ रही है। वर्तमान में श्री नरायनलाल जी अपने पिता श्री 
सोनपालजी के बड़े जाता श्री शंकरलालज़ी के दत्तक पुत्र के रूप में ' 





३ 2 मल 
लक कर, 


8०० 


श्री प्यारेलाल जेन चोधरी हरसाने वाले 


आप इवेतताम्वर पल्‍लीवाल जेन समाज में अलवर जिले के 
भाम हरसाने में प्रसिद्ध घत्तीमानी सज्जन,हैं। आ्रापका जन्म कार्तिक 
वदी १ शुक्रवार संम्त्रंतत १६४६ में हुआ था-। आपके पूज्य पिताजी 
का शुभ नाम श्री मोतीलाल था । जिनका स्वर्गवास ८० ,वर्ष की 
अवस्था में समाधि पूर्वक धर्म ध्यान करते हुए हुआ था। श्री 
प्यारेलाल जी फी धर्म भावना बहुत ही बढ़ी हुई है। आपने 
समय-समय पर दान देकर अपनी दान वीरता.का परिचय दिया है। 


१. हरसाने में गांधी बिद्यालयं . के लिये र८ वीघा जमीन मय 
पुरु्ता कुआझा तथा रु० १०५१) दान दिये। 


२. हरसाना ग्राम के श्री जेन श्वेत्ताम्बर मन्दिर पल्‍लीवाल को 
३ मकान भेट स्वरूप प्रदान किये हैं। 


३. बड़ौदा मेव में जैन रथ यात्रा के समय १८००) की रकम 
वोली में दी थी । 


४. श्री गांधी विद्यालय हरसाने को समय-समय पर और भी दान 
दे चुके हैं। 


इसके शअ्रतिरिक्त आप समय-समय पर अन्य शुभ कार्यों में 


१३० है 
भी दान देते रहते हैं। हाल में आपने भरतपुर में श्री महावीर 
भवन में एक पुरुता दूकान का निर्माण कराया है; जिसमें २०००) 
के लगभग रकम लगाई है। 

आगरा सन्मति ज्ञान पीठ के भी आप सदस्य हैं । 

धार्मिक कार्यों में श्राप धन से ही नहीं, तन, मन और धन! 
तीनों लगा कर यथाशवित अपनी सेवाऐ' शअ्र्पित करते ही 
रहते हैं । 


2405 
जि 


छत 
9१ 
छ्-ण 


हक कि ४०५|२४] [६ जा >] | छ रकम ७ >]9%9(08॥४ कद कं 
| | 
| | 
ड0॥23% ड9| 9४४ 
न्‍क हे | पु ही [8 शडसपे ४१५ ५४७. /2॥/2[॥92 (४ 
| 


| | 
9]982ड 8 ४/०॥४७४॥७  )9॥2/0%/७ 2॥॥208॥7 [४ +407॥ 5) पड 
। 


] 
| 
28॥।00६ ७४. >88))2 रपट 08.. 8२9. 30] टैपेटे १६४ 
| ँ हा [४ जग | 














| | | 
| | 
न !छ का 8 स् (छ 
| | 
30]0:8% ४ 
-+ है +५७ #डे /2]॥2॥2 8%॥ । है ॥2॥8 ॥00६ ९६ ।२/२४ 92]6 ५६ 20००६ ]६॥2॥£ 222|9 
80७ । है. 0१ 988 20६ को है 800४ ४9फ२ >नरिटेट #|५ ॥8 2098५ (४ 


४5४४६ | 8025 (६ 











१३२ 


उपरोक्त वंशावलि में श्री सालगराम जी के पुत्र श्री चन्द्रभान 
जी और श्री माधोलाल जी के दत्तक- पुत्र श्री रमनलाल जी इस 
परिवार के मुख्य व्यक्ति हैं। आपलोगों ने अपने परिवार के श्री 
पदमसिंह, श्री गोवरधनसिह और श्री गिरवरसिंह के स्वर्गवास « 
पर उनकी स्मृति में एक पुख्ता मकान जो कीमत में झाठ हजार 
का था, वेचकर उस द्रव्य को भरतपुर के जती मोहल्ला स्थित 
श्री जेन र्वेताम्बर मन्दिर में सुलनायक श्री मुनिसुत्रत स्वामी की 
संगमरमर की वेदी में तथा महाचीर भवन में एक धर्मशाला 
बनवाने में लगाया है। प 


206 
५50 


श्री कुन्दनलाल जी काश्मोरिया 
संक्षिप्त परिचय 


१0 | ७ उसफनरुरल पशपआ+ ५७७ उसलनयकजसरपए 3 3... 3५ अल 5 मत तमनमर 
ः € न्‍ घर ् 
79 2223. चर 9 #. ७ ब्ँीी कक सचण२ नई » ८४5 
22%2%  प े ब्गॉग़ क- 

2.८ ५4 3 डक मे क अर क 








श्री कुन्दनलाल जी काइमीरियाः--आपका जन्म एक प्रति- 
छ्ठित परिवार में विक्रम सं० १६७५ में हुआ था। आपके पिता 
मह का नाम श्री नारायरशालालजी और पिता श्री दीपचन्द जी 
थे, जो कि इस परिवार के दीपक के ही तुल्य थे । इनका स्वभाव 
बहुत ही सरल व सर्वप्रिय था। इस परिवार का आदि निवास 
स्थान नौठा ग्राम तह० नदबई में था और बाद में इस परिवार 
के पूर्वज ग्राम खेड़ी तह० नदबई भरतपुर स्टेट में आये ९ इसलिये 


१३४ 


यह परिवार खेड़ी नौठा वालों के नाम से प्रसिद्ध है। आपकी जाति 
“पल्लीवाल जैन” तथा गोत्र कांशमीरिया है। समस्त परिवार 
दवेताभ्वर जन धर्म का अनुयायी है। साधु घुनिराजों की सेवा 
में पूरा परिवार अधिक श्रद्धावान हैं। झ्रापके भ्राता चिम्मन लाल, 
जी हैं । जिनकी जेन धर्म में अटूट श्रद्धा है। धर्म में विशेष लगन 
होने के नाते से एवं जैन धर्म के कठिन नियमों का पालन करंने 
के कारण आपको भगत जी के नाम से पुकारा जाता है। श्रापने 
सन्‌ १६३७ में मेट्रिक की परीक्षा पास की और जनवरी सन्‌ 
१९४२ में स्टेट की राजकीय सेवा में एकोन्टेन्ट जनरल के कार्या- 
लय में प्रवेश किया। वर्तमान में श्राप यातायात विभाग जयपुर 
में औडीटर के पद पर हैं । समाज सेवा में सच्चे सेवा भावी तथा 
जेन धर्म के नियमों का पालन करने में पूर्णतया कटिवद्ध हैं-- 
प्रात: तथा सायं दोनों समय सामायिक करने की लगन रखते हैं 


और साधु भ्रुनियों की सेवा में भी अपने को कृत-कत्य मानते” 
हैं । 


€४2८३-2 


पन्नीवाल ज्ञाति की धरम क्षेत्र में सेवायें 


जैन ज्ञाति की घुझ्य सेवायें धर्म भौर साहित्य केक्षत्र में 
भारत की इतर ज्ञातियों के समक्ष विशिष्ट रही हैं। कोई ज्ञाति 
'राज करने में, कोई युद्ध करने में, कोई चारकर चलाने में, कोई 
पुरोहितपन में रही, परन्तु जैन ज्ञातियाँ मुख्यतः धर्म सेवा और 
साहित्य सेवा के क्षत्रों में दत्तचित रहीं। व्यापार व्यवसाय, 
कृषि आदि धंधा करके अ्रपने लाभ एवं बचत को उपरोक्त क्षत्रों 
में व्यय करती रही । जैनों के समक्ष सात क्षेत्रों की सेवा करना 
उनका परम कर्तव्य रहता है| उनमें घुख्य क्षेत्र धर्म और ज्ञान 
हैं। इसी कत्त'व्य परायण॒ता का फल है कि जैन धर्म थोड़ी 
संख्या में भ्रनुयायी रखता हुआ भी भारत में गौरव भरी स्पद्धो 
रखता है| जैन मन्दिर, जैन तीर्थ तथा श्रन्य जेन धर्म-स्थान 
भारत के किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में रखने वाले 
धर्म के भ्रानुयाइयों के धर्म स्थानों में शिल्प, वैभव मुल्य स्थल- 
वैशिष्ट्य में यत किचित भी कम नहीं हैं तथा जैन ज्ञानभण्डार 
भी अपनी विविध विषयकता, प्रभाविकता, प्राचीनता, एतिहासिक 
एवं पुरातत्व विषयक सामग्री और घर्म्रंथों की मौलिकता में 
भारत में ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक जागरूक राष्ट्र के समक्ष 
अपने साहित्य की समृद्धता सिद्ध कर चुके हैं। धर्म भौर ज्ञान 
फी ये सेवायें हमारे पुण्शाली पूर्वजों की एक मात्र घर्म निष्ठा 


१३६९ 


और साहित्य प्रम की परिचायिकां है | इन पूर्वजों में समस्त 
जैन द्वातियों में उत्पन्न पुरुष रहे हैं। किसी के कम तो किसी के 
संख्या में अ्रधिक । पहीवाल ज्ञाति एक लघु ज्ञाति हैं। फिर भी 
इस लघु इतिहास से स्पष्ट हो जाता है कि इस ज्ञाति में उत्पन्न 
पुरुषों ने छात्र जय तीर्थ, गिरनार तीर्थ, समेत शिखर तीर्थ के 
लिये संघ निकाले । शिल्प कार्य भी करवाये। अबु द तीर्थ परे 
विपुल द्रव्य व्यय किया। श्री महावीर जी तोर्थ की स्थापना 
की और अनेक छोटे बड़े नगर और ग्रामों में मंदिर बनवाये । 
प्रतिष्ठायें करवाई भ्रौर श्रनेक जिन बिम्बों की स्थापना की । 


कक 

श्री नाकोड़ा तीर्य--आज जहाँ श्री नाकोड़ा तीर्थ है वहाँ 
वीरमपुर नाम का नगर था। नाकोड़ा तीथीधिराज प्रतिमा 
वि० सं० १४२६ नाकोर नामक नगर से जी वीरमपुर 
से २० भील दूर था, वहाँ की नदी के कालीद्रह से 
प्राप्त १९० जिन विम्बों के सहित लॉकर नवनिर्भित मंदिर 
में विराजमान की गई थी | च्ृकि प्रतिमा ध्वंशित-नाकोर नगर 
की कालीद्रह से लायी गई थी भ्रतः वीरमपुर का नाम ही बदल 
कर नाकोर तीर्थ के पीछे मालानी 'नाकोड़ा” प्रसिद्ध हो गया। 
यह नाकोड़ा तीर्थ मारवाड़ विभाग के मालानी परगना में वालो- 
तरा रेलवे स्टेशन से दक्षिण ६ मील के श्र'तर पर है | यहाँ तीन 
भव्य मंदिर हैं-एक भ० पारवनाथ, द्वितीय भ० ऋपवदेव श्रौर 
तृतीय भ० चांतिनाथ मंदिर के नाम से हैँ। प्रथम मंदिर श्री संघ 


१३७ 


द्वारा, द्वितीय लच्छी बाई नामक श्राविका द्वारा और तृतीय श्री 
मालाशाह संकलेचा द्वारा बना। लच्छी बाई और मालाशाह 
दोनों भ्राता भगिनी थे। ये दोनीं मंदिर वि० की सोलहवीं शताब्दी 
के द्वितीय अर्ध भाग में बने हैं । 


नाकोड़ा तीर्थ सम्बन्धी कई प्रतिमा लेख एवं प्रशस्ति लेख 
प्रकाशित हो चुके हैं। प्रकाशित करने वाले विद्वानों में आचार्य 
' श्रीमद विजययतीन्द्र सूरिजी द्वारा प्रकाशित 'श्री यतीन्द्र विद्यार 
दिग्दर्शन भाग दो में इस तीर्थ का सलेख विस्तृत विवरण छपा 
है। कुछ लेख श्री पल्‍लीवाल गच्छोय आचार्य यश्ोदेव सूरि और 
पल्‍लीवाल संघ से संबन्धित हैं। ये लेख वि० सं० १६३७, 
१६७८, १६८५१, १६८२ हैं | इन लेखों से स्पष्ट विदित होता है। 
कि श्री नाकोडा तीर्थ पर पल्‍लीवाल गच्छ और पल्लीवाल 
ज्ञाति दोनों का अ्रधिक प्रभाव रहा है। यहाँ तक घ्वनित होता 
है कि वीरमपुर में पललीवाल संघ अधिक घरों की संख्या में 
था और नगर में उसका वर्चस्व था । 


श्री यश्ोदेवसरि की विद्यमानता में वि० सं० १६६७ में संघ 
ने भूमिगृह बनवाया । वि० सं० १६७८ में संघ ने रंगमण्डप का 
वतुष्क करवाया वि० सं० १६८१ में पललीवाल गच्छीय संघ ने 
अति सुन्दर तीन गवाक्ष सहित निर्गम द्वार की चौकी विनिर्मित 
करवाई | एवं वि० सं० १६८२ में समस्त संघ ने नन्दिमण्डप का 
निर्माण करवाया | ह॒ 


१३८ 


उन्नीसवीं शताब्दी पर्यत वीरमपुर समृद्ध एवं विशाल नगर 
रहा है। इस शताब्दी के अन्त में मालाशाह के एक वंशज नानक 
शाह ने राजकुमार के व्यवहार से रुष्ठ होकर वीरम पुर का 
त्याग करने का विचार किया। इस उद्देश्य की पृति में उसने. 
जेसलमेर तीर्थ के लिये एक संघ यात्रा करने का आयोजन 
रचा और उस बहाने वह २२०० जैन घर और ४००० जैनेतर 
घरों के परिवारों के सहित जैसलमेर तीर्थ की शोर चला 
और वे सर्व वहीं बस गये और लौटे नहीं | वीरमपुर की समृद्धि 
एवं शोभा इस संघ यात्रा के निष्काशन के साथ ही लुप्त हो गई 
और वीरमपुर कुछ ही वर्षो में उजड़ गषा था । और फिर आ्रावाद 
न हुआ । लेकिन तीर्थ के कारण आज भी वीरमपुर नाकोड़ा 
प्रसिद्ध है और कई सहस्च यात्रियों के प्रतिवर्ष के आवागमन के 
कारण अपनी पूर्व समृद्धि को चरितार्थ कर रहा है । इस तोर्थ 
की उन्नति एवं प्रसिद्धि में पल्लीवाल गच्छ भर ज्ञाति दोनों का 
सराहनीय योग रहा है; यह ही विशेष उल्लेखनीय है । 

श्री कोरदा तीर्थ --इस तीर्थ पर भी पल्‍लीवाल बन्धुओं की 
-सैवाओं के सम्बन्ध में विशेष सुना जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध 
में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हो सका है | 

श्री श्रवु दतीथ-- इस तीर्थ के श्री नेमिनाथ नामक लूरणासिह 
वसही में दण्डनायक तेजपाल की तत्त्वावधानता में ही पलल्‍लीवाल 
झातीय नेमड़ और उसके परिवार ने जो-जो दिल्पकार्य करवाये 
उनका विश्युद्ध परिचय नेमड़ के प्रकरण में दिया जा चुका है । 


१२६ 


श्री दात्र जय गिरनार--त्ीर्थों पर भी पल्लीवाल ज्ञातीय वन्धु _ 
नेमड़ और अन्य द्वारा जो-जो शिल्पकार्य करवाये गये हैं। उनका 
परिचय यथाप्रसंग इस लघु इतिहास में दिया जा चुका है । यहाँ 
पुनः पिष्ठिवेषण को उचित नहीं समझता । 

पलल्‍ली वाल श्रेष्ठिबन्धुओं द्वारा कुछ प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का 
परिचय निम्नवत्त है :--- 

श्री शत्रुझु्जय तीर्थ--वि० सं० १३८३ बेसाख कु० ७ सोमवार 
को पल्‍लीवाल ज्ञातीय पदम की पत्नी कील्हणदेवी के श्रेयार्थ 
पुत्र कीका द्वारा कारित श्री महावीर प्रतिमा श्री गौड़ी पारर्व- 
जिनालय में विराजमान है।"* 


प्रभास पत्तन--वि० सं० १३३९ बेशाख शु० (२) शनिश्चर 
की पल्‍लीवाल ज्ञातीय 5० आसाढ़ 5० आसापल 'दह्वारा पत्नी 
जाल्ह (रण) के श्रेयार्थ एक जिन प्रतिमा श्री बावन जिनालय की 
चरण चौकी में विराजमान है । * 

इसी बावन जिनालय की चरण चौकी में द्वितीय प्रतिमा श्री 
पाइव॑नाथ की वि० सं० १३४० ज्येष्ठ कृ० १० शुक्रवार की प्रति- 
ष्ठित जिसको पल्‍लो० वीरवल के भ्राता पूर्ण सिंह ने पत्नी वय जल 
देवी पुत्र कुमरसिंह, केलि (कालूपिह) भा० ठ० स्वकतल्याणार्थ 
करवाई, विराजमान है। ३ इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा कोरंटकीय 
किसी आचार्य साधु ने की । 


१-३. जैसलमेर नाहर लेखांक ६५७, १७६१, १७६२ । 


१४० 


शीयालकोट (क्वाव्यावाड)--वि० स॑० १३०० वैज्ञाख कृ० ११ 
वुद्धवार को श्री सहजिगपुरवासी पल्‍ली० व्यवहारी देदा पत्नी 
कड़ देवी के पुत्र परी० महीपाल, महीचन्द्र के पुत्र रतनपाल, 
विजयपाल द्वारा व्य० शंकर पत्नी लक्ष्मी के पुत्र संघपति मुधिग- 
देव के स्वपरिवार सहित देवकुलिका युक्त श्री मल्लिनाथ विम्ब 
कारितं एवं चन्दरगच्छीय श्री हरिप्रभसूरिशिष्य श्री यशोभद्र सूरि 
द्वारा प्रतिष्ठित जैन मंदिर में विराजमान है ।* 

अहमदाबाद--वि० सं० १३२७ फा० शु० ८ की चौगुखा जिना 
लय में पल्‍ली० कुमरसिंह भार्या कुमरदेवी के पुत्र सामन्त पत्नी 
श्वु गारदेवी के श्रेयार्थ उनके पुत्र 5० विक्रमसिह, 5० लुख, 5० 
सांगा के द्वारा कारित एवं वडगच्छीय श्री चन्द्रसूरि शिष्य श्री 
मारिक्यसूरि द्वारा अतिष्ठित एक मोटी धातु पंचतीर्थी 
विराजमान है ।* 

श्रणहिलपुर पत्तवन--वि० सं० १३७१ आपाढ़ शु० ८ रविवार 
की पल्‍लीवाल ज्ञातीय श्रेष्ठि द्वारा प्रतिष्ठित श्री आदिनाथ धातु 
विम्ब कनासना पाड़ा के बड़े मन्दिर में विराजमान है |5 

महेसाना---एक जेन मन्दिर में वि० सं० १३६७ माघ शु० १० 
शनिदुचर को पल्‍ली० 5० छाड़ा पत्नी नायकी के पुत्र के श्रेयार्थ 
कारित एवं श्री घर्मघोपगच्छीय श्री मानतुज्ध सूरिशिष्य श्री हंस- 
राजसूरि द्वारा प्रतिष्ठित एक श्री महावीर घातु प्रतिमा विराज 
मान है ।४ 
(१) जेसलमेर नाहर ले०११७८. २-३ जै० घा.प्र-ले. १३७, ३२६। 


१४१ 
घोघा--वि० सं० १५१० फा०कृ० ३ शुक्रवार की पल्‍ली० मं० 
मसण्डलीक पत्ती क्षाणी के पुत्र लाला हारा पत्नी रंगी तथा सुरूय 
कुटम्ब सहित कारित एवं श्री अंचलगच्छीय श्री जय केसरिसूरि 
के उपदेश से प्रतिष्ठित श्री चन्द्रप्रभ धातुविम्ब श्री जीरावला 
पाइवनाथ मंदिर में विराजमान है ।" 
हरसूली--वि० सं० १४४५ फा० कृ० १० रविवार की श्री 
हारीजग० पल्‍ली० श्रेष्ठि भूभा भार्या पाल्हरादेवी पूजू के पुत्र 
कन्‍्तू, हापा द्वारा स्वमाता-पिता के श्रेयार्थ कारित एवं श्री शील 
भद्र सूरिदारा प्रतिष्ठित श्री महावीर धातुप्रतिमा पंचतीर्थी श्री 
पार्र्वनांथ जिनालय में विराजमान है ।९ 


लाडोल--वि० सं० १३२६ चेत्र कृ० १२ शुक्रवार को पल्‍ली० 
श्रेष्ठि धनपाल द्वारा कारित एवं चित्रावालगच्छीय श्री शालिभद्र 
सूरि शिष्य श्री धर्मचन्दसूरि द्वारा प्रतिष्ठित श्री शान्तिनाथ एवं 
अजितनाथ धातुप्रतिमा एक जिनालय में विराजमान हैं। ७-८ 

राघनपुर--वि० सं० १३५५ बेशाख कृष्णा »< की श्री हारीज 
गच्छीय पल्‍ली० श्रे० जद्दता के श्रेयार्थ उसके पुत्र द्वारा कारित 
एवं श्री सूरि द्वारा प्रतिष्ठित श्री चन्द्रप्रभ धातुबिम्ब एक जिना- 
लय में विराजमान है । * 


गिरनारतोर्थ--वि० सं० १३५६ ज्येष्ठ शु० १५ छुक्रवार की 
पल्‍ली ० श्र ० पासु के पुत्र शाह पदम पत्नी तेजला » >ह्ारा 
कारित एवं कुलगुरु के उपदेश से प्रतिष्ठित श्री मुनिसुत्रतस्वामी 
घातु प्रतिमा सहित देवकुलिका पितामह श्रेयार्थ विद्यमान है।' 


श्ष्र 


बड़ौदा--वि० सं० १३३५ चेत्र कुं० ५ की पल्‍ली० पद्धल, 
पद्मा द्वारा श्रे"० सहजमल माता-पिता के श्रेयार्थ कारित एवं 
श्री विजयसेनसूरि के राज्यकाल में श्री उदयप्रभसूरि द्वारा प्रति- 
ष्ठित श्री आदिनाथ धातु प्रतिमा दादा श्री पारव॑नाथ मंदिर, 
नरसिंह जी की पोल सें विराजमान है। * 


वि० सूं० १५२८ माघ क्ृ० ५ की पल्‍लीवालगच्छय गग- 
डरीया गोत्रीय श्री घारसो पुत्र चड्डा पत्नी मचक्कू के पुत्र 
भोला द्वारा कारित एवं श्री यशोदेवसूरिपट्टाधिकारी नन्नसूरि 
द्वारा प्रतिष्ठित श्री पद्मप्रभ धातुबिब शाह मोतीलाल हीराचन्द 
के घर देवालथ में विराजमान हैं। * 


खस्भात--वि० सं० १४०८ बैसाख शु० ५ गुरुवार की पल्‍ली० 
श्रे० समेत द्वारा पिता खेता, माता आब्हू के श्रेया्थ कारित एवं 
थ्री चेत्र गच्छीय श्री पद्मदेव सूरि पट्टालंकार श्रीमानदेवसूरि द्वारा 
प्रतिष्ठित श्री शान्तिनाथ घातुबिव कुम्भार पाड़ा के श्री शीतल 
नाथ जिनालय में विराजमान है| 5 


इसी मंदिर में वि० सं० १३४३ माघ शु० १२ पल्‍ली० सं० 
हरिचन्द के पुत्र सं० तेजपाल द्वारा माता पाल्हणदेवी के श्रेयार्थ 





४-५ प्राचीन लेख संग्रह (विद्याविजय जी) ले० ६५, २३१. 
६. प्रतिष्ठ लेख संग्रह (विनय सागर जी) ले० १७० 
७-६ जे० प्र० लि० सं० भा० १० ले० ४६२-४६३ 


१४३ 
कारित एवं प्रतिष्ठित श्री रत्नमय पादर्वनाथ धातुबिम्ब्र विराज- 
मान हैं। ५ 

नासिवयपुर--पल्ली ० शाह ईसर के पुत्र माणिक पत्नी श्री० 
नाऊ के पुत्र शाहकुमारसिह ने श्री चन्द्र प्रभ जिनालय का जीरॉ- 

द्वार करवाया था | 5 

”. अधुवतीर्थ--वि० सं० १३०२ ज्येष्ठ शु० & शुक्रवार की 
पल्‍ली० भा० धरुदेव पत्नी भा० धराुदेवी के पुत्र भा० वागड़ 
पत्नी द्वारा कारित एवं प्रतिष्ठित प्रतिमा श्री नेमनाथ जिचालय 
के श्री शांतिनाथ मंदिर (कुलिका) में विराजमान है। 

वोकानेर--वि० सं० १३७३ वेशाख शु० ७ सोमवार को 
पल्‍ली० से० पासदत्त द्वारा से० नरदेव के श्रेया्थ कारित एवं चेत्र 
गच्छीय श्री पद्मसूरि द्वारा प्रतिष्ठित श्री शांतिनाथ प्रतिमा 
श्री चितामणी (चडवीसरा) जिनालय में विराजमान है । 

इसी नगर के श्री महावीर मंदिर में वि० सं० १३६० वंशाख 
कृ० ११ पल्‍ली० श्रे० 5० मेघा द्वारा पिता अ्रभयसिह माता लक्ष्मी 
के श्रेयार्थ कारित अम्बिका मूर्ति विराजमान है ।३ 


बूदो--वि० सं० १५३१ माघ शु० ४५ शुक्रवार की पल्‍ली० 
शाह राज पुत्र धर्मसी के पुत्र प्रियंवर द्वारा कारित एवं वृहद्‌ 


प्राचीन जेन लेख संग्रह (जिन० वि०) लेखांक ४७७,५७ (ग्रिरनार 
प्रशस्ति ५) 


३-६ जै० ध० प्र० ले० सं० भा० २ लेखांक १३१,२२८,५५०,६५४ 
७--विविघध तीर्थ कल्प पू० ५४। 


१४४ 


गच्छीय श्री शान्तिभद्वसूरि द्वारा प्रतिष्ठित श्री विमलनाथ 
पंचतीर्थी श्री पाईर्वनाथ मंदिर में विराजमान है ।* 

हिन्डोन--वि० सं० १७९३ वेसाख शु० ३ शनिश्चर की नगर- 
वासी के पल्‍ली० नौलाठिया गोत्रोय श्री लक्ष्मीदास पत्नी धौकनी 
के पुत्र शाह देवीदास द्वारा कारित एवं विजय गच्छीय भरी , 
तिलकसागर प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव प्रतिमा जिसकी प्रतिष्ठा 
हिन्डोंन में ही हुई थी । यह लेख श्री मन्दिर जी के दरवाजे पर 
है । ह हा 

यक्त शाह देवीदास ने उक्त गच्छीय आचार्य से वि० संवत 
१७६६ फा० शु० ७ शुक्रवार को श्री पांदर्वनाथ प्रतिमा प्रतिष्ठित 
करवाई थी | वह प्रतिमा भी उक्त मंदिर में ही विराजमान 
है ।४ 

श्रागरा--वि० सं० १३६६ की पल्‍ली० श्रें० भीस के पुत्र शैल 
और नेल द्वारा कारित एवं राजगच्छीय हंसराजसूरि द्वारा 
उपदेशित श्री शांतिनाथ श्रतिमा श्री चिन्तामरणि पार््वत्ताथ 
मंदिर में विराजमान है। ह 





१--अदबु द प्रा० जे० लेख सं० ले० ४६२ 

२-३--चबीकानेर जे० ले० संग्रह० ले० १५३६ 

४--प्रतिष्ठा ले० सं० (विनय सागर जी) प्र० भा० ले० ७३८५ 

प्--प्रथम मत्ति लेख में वास नागर नगरे! और 5० शझूृति लेख 
में 'हमाणा वसे” पढ़ा गया है । 

६--श्रो चिन्तामणि पार््वनाथ मंदिर भंडार० झ्ागरा० ले० १८ 


श्डड 


: :भरतपुर--सं० १८२६ वर्ष मिती माघ बदि ७. ग्रुरुवार डीग- 
नगरे महाराजे-केहरीसिंहु, राज्य विजय ग्रच्छे महा भर्टारक श्री 
पूज्य; श्री, महानंदमागर सूरिभिस्त हृपुदतत पल्‍लीवाल. वंश 
डगिया गोजन्रे हरसाणा नगर वासिना चौधरी जोध राजेंन॑ प्रतिष्का 
करापितायां | 


यह श्री मुनिसुवत्‌ स्वामी बिब मसूलनायक रूप में श्री जन 
इेताम्वर पंललोवाल मंदिर जती मोहल्ला भरत्तपुर में विराज-, 
मान है। इसी मंदिर में सर्वधातु की- पंचतीर्थी.जी पर निम्त 
लिखित लेख. हैः--- 


॥ सिधि ॥. संवतत १५५४ बेसाख सुद्दो.३ पल्‍लीवाल ज्ञात्तियं 
संघ घलित॒.सूना संघना । श्री पार््रव.नाथ विम्ब कारित॑............ । 
__ या (राजस्थान)--श्री. शारदाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः संवत 
१७०८ वर्ष फाग्रुत सुदी १२ भृगुवासरे रिषधीलाल.जेन ,जाति 
पलल्‍लीवाल 'के भया लालचन्द लि० तसु सिष मोहन ज़िः तसु, 
सिष दद्वर्थ तसु सिथ षेतसिः सवत १७०८ फागुन सुदी १२ | 
यह : जेन रवे० पल्‍लीवालःमन्दिर सांथा (राजस्थान) का 
लेख है : 

उपरोक्त : प्रतिमा लेखों के अतिरिक्त कई प्रत्तिमा लेख' और 
भी प्राप्त किये जा सकते हैं; परन्तु वे अक्षरान्तरित होकर 
अकाशित नहों हुए। इस अभाव में जों और जितने श्रबतक प्राप्त हो 
सके हैं उनके आधार पर कुछ पल्‍लीवाल कुल एवं व्यक्तियों 


है $ 


१४६ 


का मात्र नाम परिचय ही हो सका है। परन्तु इतना सुस्पस्ट है 
कि पललीवाल ज्ञाति द्वारा कारित एवं प्रतिष्ठित द्वेताम्वर 
प्रतिमाओों से पल्‍लीवाल अश्रेपेक्षाकृत र्वेताम्बरीय प्राचीनतर , 
सिद्ध होते हैं । ' 
द्रि 
इवेताम्बरीय पललीवाल गच्छ पल्‍लीत्राल ज्ञाति का प्रति 
बोधक माना जाता है और अ्रगर नहीं भी माना जाय तो भी 
पल्‍लीवाल ज्ञाति जैन श्रावकत्व सम्बंधी प्राचीनतम प्रमाण 
इवेताम्बरीय ही उपलब्ध होते हैं; झ्रतः मेरे विचार से पल्‍लीवाल 
ज्ञाति प्रारंभ में व्वेताम्बर थी और श्रव द्वेताम्बर मृत्ति पूजक, 
स्थानकवासी और दिगंबर तथा वैष्णव मतानुयायी भी है। 


पलल्‍लीवाल ज्ञांति ढवरा विनिभित कई जैन मंदिर हैं जो 
भारत के विभिन्न भाग विशेषतः राजस्थान, संयुक्त प्रदेश, 
मालवा और मध्य भारत में हैं| उनकी यथा प्राप्त सूची नीचे दे 
रहा हैं। 


जयपुर भरतपुर अलवर 
खंडीप डीग मौजपुर 
हिंडौन कुम्हेर हरसाणा 
शेरपुर व्याना अलवर 
भारेड़ा बेर वन्दोखर 


कर्मपुरा समराया समोची 


१४७ 


सलावद सिरस घड़ौदाकानका 
खेडला अलीपुर मलावली 
सांथा ... डेहस परवेणी - 
“ संडावर .. पींचौरा ' 

शो महावीरजी रुदावल 

(आँदनगांव) भरतपुर 

कैली 

रसीदपुर 

कूजेला 

आनोली , 

आगरा : 

किरावली | रायभा मिढ़ाखुर 
“झनकुता कंठवासि आगरा 


.__ ज्ोट--मुरैना के पल्‍लीवाल जैन मंदिरों के तथा छीपा पल्‍ली- 
वालों के और गुर्जर भूमियों के मन्दिरों के स्थानों के नाम उक्त 
सूची में नहीं दिये जा सके हैं । 


पतलीवाल जेन महासमिति 


लगभग ६८ वर्ष पूर्व आगरा के चिद्यालयों में शिक्षराः प्राप्त 
करने वाले पल्‍लीवाल ज्ञातीय कुछ विद्यायियों ने मिलकर अप्रनी 
लघु जाति में फंली हुई फूट, अपव्यय, अशिक्षा, कई घातक 
सासमाजिक प्रथायें, अ्रसंगत रुढ़ियें, तड़े, दलबंदियें, प्रान्त* 
प्रभेद, भोजन और कन्या व्यवहार सम्बन्धी अ्रनुचित प्रेतिबंधों' 
को यथाशक्ति दूर करने की दृष्टि से एवं समाज में आर्थिक 
उन्नति लाने के हृष्टिक्रोणों को समक्ष कर एक “पल्लीवाल धर्म 
ववर्धनी क्लब” नाम से उन्नत शील समिति सन्‌ १८६२ दिसम्बर 
११ को आगरा में निमित की ! आज जो इस ज्ञाति में जाग्रृति 
प्रदर्शित होती है उसका श्र कुर उक्त समिति में उत्पन्न हुआ था ! 
समिति बनाने वाले स्मरणीय विद्यार्थी निम्न थे :--: 


श्री कन्हैया लाल श्री विहारीलाल 

» जांदोनाथ «+ | » भिकरीमल 

५ राम-किशन -  » काीलुराम 

» सरज भान 3 नोरायनलाल . 

» दीपचंद » सुर्लीघर 

४ ग्िहाल चंद 9 झु्लीघर जी सनकता वाला 


»वुलाकी राम (द्वि० मंत्री ,, फत्तेह लाल 


१४६९ 


श्री वालक राम :.. 9» पारा चंद अजमेर वाला 
७ नारायणसर्सिह रायभावाले ,, कु जलाल- वुढ़वारी 
४ पीराचंद ' ययुभा वाले. . ,, तास चंद 


>जोटेलालू.... #पउमराब विह....#"]#] 
'» परशादी लाल ० बेजलाल ह 
'र्देजारी लाल -, +» राम असाद हर 
० सपने लाल , » चललू- राम -प्रथम मंत्री 

£ चन्द्र भानु » परदे किशोर 

» गणेशी लाल न्‍ 

» साँवल दास _ 

/ रामलाल 


समिति के सदस्यों में प्रायः सर्व विद्यार्थी मेंद्रिक,, एफ़- ए., 
ची.ए., एम..ए., कक्षाओं के- लड़के थे। उन दिलों में शआ्रार्य समाज 
आन्दोलन बेग- पर था । इन सर्व विद्यार्थियों को -आर्य समाज के 
आये दिन होने ज़ाले भाषयोों,. शास्वरार्थो, समाज एवं दे 
सम्बंध्ती कतिपय सुधार-विचारों से प्र रणा, भावना प्राप्त-हुई श्रौर्‌ 
इन सर्वे विद्यार्थियों- ने कुछ भ्रत्य , सज्ज़नों के. सहयोग-सम्मति से 
उपरोक्त समिति स्थापित्त करके अपनी बिखरी हुईं जाति. को-एक 


: सृत्र में बांधने की , परस्पर भोजन-कन्या : व्यवहार चालू करने 


की यत्न धारा प्रारम्भ की) - 


] घ्ड 


- क्लब की प्रथम बेठक घरारा में सत्‌ ६८९३ -नवम्वर २४ को 


१५० 


लाला गणपतिलालजी की भगिनी के विवाह पर. हुईं। द्वितीय 
बेठक सन्‌ १८९६४ मार्च १० को श्री गड्डरमल के विवाह पर हुई। 
तृतीय स्मरणीय बैठक ज्ञाति में ' प्रसिद्ध ला० गरेशीलालजी के 
क्रियावर पर हुई। तात्पर्य कि ऐसे ही समाज-सम्मेलन के अवसरों 
पर क्लब की बेठकें होती गईं | अब क्लब की ओर से एक मासिक 
पत्र भी चालू किया गया। जिसमें प्राय: रस्म-रिवाज, प्रथा 
रूढ़ियों सम्बंधी ही विवरण रहा करते थे। धीरे धीरे यह बलब 
अपनी जाति के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति भी रु० २) ५) ७) १०) 
१५) मिडिल से एम० ए० तक क्रमश: निर्धारित ढंग से देने लगा। 


प्रथम में जब बा० कन्हैयालाल आदि अति उत्साही युवक 
नौकरी करने के लिये दूर चले गये तो क्लब कुछ शिथिल पड़ने 
लगा था, परन्तु बाबू जादोनाथ के उत्साह एवं प्रयत्नों से वह वन्द 
होने से वच गया । आगे तो इसके सदस्यों में से कुछ'ही वर्षों में 
कुछ लोग राजकीय अच्छे पदों १र पहुँच गये श्रौर उनका समाज 
पर भ्रच्छा प्रभाव पड़ने लगा। श्री बुलाकीरामजी प्रयाग में 
ऐज्यूकेशन-सुपरिल्टेन्डेन्ट हो गये । मा० कम्हैयालालजी का 
प्रभाव तो दिनों दिन फैल ही रहा 'थां। विपेशता यह थी कि सभा 
के सदस्य बड़े होनहार , उत्साही युवक थे और वे दूर दूर नगरों 
के थे। वे अपने २ घरों में , श्रपने प्रभाव एवं आ्राधीन होने वालें 
विवाह, क्रियावर , छोटे-बड़े भोजों के अवसरों पर क्लब के 
उद्देश्य के अनुसार ही करने, कराने के लिये ह॒ढ़ प्रतिज्न थे। अतः 


१५१ 


कुछ ही वर्षों में वह क्लब सर्वत्र एवं समस्त ज्ञाति की एक प्रति- 
निधि सभा का रूप ग्रहण कर गया । अ्रब यह प्रतीत होने लगा 
कि इसको “ पल्‍लीवाल महा समिति का रूप दे दिया जाय और 
चड़े पैमाने पर जाति सुधार के कार्य किये जावें। . ' 


जैन पल्लीवाल कान्फरेन्स 


बलब की भ्रन्तिम बेठक भ्रागरा के नसियाजी में ज्ये० क्ल० 
७ वि० सं० १६७७ को लाला चिरंजीलाल जी के सभापतित्व में 
हुई । मा० कन्हैयालालजी (से सभा के कोषाध्यक्ष एवं बाबू 
एयामलालजी बी० ए० स्वागताध्यक्ष थे । दूर२ के स्त्री , पुरुष 
लगभग १०००-१२०० की संड्या में उपस्थित हुए थे । कई सुधार 
“सम्बंधी प्रस्ताव स्वीकृत हुए । विशेष उल्लेखनीय प्रस्ताव यह था कि 
मुरेना मध्य-भारत के पल्‍लीवाल बंधुओंसे कन्या व्यवहार प्रारम्भ 
, किया जाय। इस उद्देशय की पूर्ति में एक समिति ला. भिकरीमलजी 
ला० दोलतरामजी, सूरजभानुजो, चन्द्रभानुनी इन चार सदस्यों 
की विनिर्मित्त की गई और उन्हें मुरैना के पल्‍लीवालों के गोत्र, नख, 
घं॑र्म सम्बधी विवरण तुरन्त तैयार करके सभा के समक्ष प्रस्तुत 
करने को कहा गया | ' 


-$ 


द्वितीय उल्लेखनीय प्रस्ताव के भ्रनुसार मुरेना, मौजपुर, आगरा, 
भरतपुर, हिडोन, जयपुर , मण्डावर में सभा की शाखायें खोली 
गई और उनके मंत्री , कोषाध्यक्ष नियुक्त किये गये 


१५२ 

सर्वेसम्मति से क्लब को पल्लोवाल जैन कांन्फिरेन्स का - नाम 
दे दिया गया और आगामी अधिवेशन' तक सभा के सभापति-मा० 
कन्हैयालालजी स्व॑ संम्मति से चुने गये । यह, कॉन्‍्फेरेन्स का 
प्रथम अधिवेशन था 4 आगे सभा के कुछ सहत्व पूर्ण: भ्रधिवेशनों 
के सम्बंध में परिचय दिया जा रहा है। 


“ ' महत्वपूर्ण द्वितीय अधिवेशन 


सन १६२५ के नवम्बर २५ को अछतेरे में सभा का.हिंतीय 
श्रधिवेशन हुआ -उसमें मुरेना मध्य भारत के पल्‍लीवाल बंधु भी 
सम्मिलित हुए । लगभग दूर २.के ४६ ग्राम , नगरों से स्त्री, 
पुरुष आकर सम्मिलित हुए । जांच समिति का विवरण पढ़कर 
लाला दौलतरामजो ने सुताग्रा । सर्व ,सम्मृतिः से. सुरेना मध्य- 
भारत के पल्‍लीवाल बंघुश्रों के साथ कन्या व्यवहार प्रारम्भ कर 
देने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ! पंडित चिरंजीलालजी को ज्ञाति 
भ्रूपण की उपाधि प्रदान की गई। विवाहों में वेश्यानृत्य बन्द 
किया गया आदि कई बड़े महत्त्व पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए। 
सभा पंडित चिरंजीलालजी के सभापत्तित्व में हुई थी । 
महत्वपूर्ण तृतीय अधिवेशन 


।॒ 


बह अधिवेशन शन फिरोजाबाद में राय - साहव' कल्याणरायजी 
के सभापतित्व में सन्‌ १६३३ मार्च १८ वि० सं० १६८६ चै० 'क्कृ० 


१५३ 
७ को बड़े उत्साह से हुआ । इसमें .. छीपापल्‍लोवालों के साथ 


भोज़त़ और कन्या व्यवरहा « प्रारम्भ,करते का प्रस्ताव, स्वीकृत किय़ा 
गया । . 


महत्वपूर्ण चत्॒थ अधिवेशन 


यह प्रधिवेशन्‌ गंगापुर वासी ज्ञाति शिसेमरि सेठ रामचन्द्र 
ज़ी, के सभापतित्व में सन्‌:१६३५४ अप्नोल १६ को -हिण्डौन में हआ । 
इसमें ज्ञाति के इतिहास पर प्रकाश डाला गया और संगठन को झागे 
ब्रढ़ाने के संबंध-में (विचार विमशं हुए ॥ रामचंद जी के पुत्र रिद्धिचन्द 
५. ॥.. 0... गंगापुर वालों .की जयपुर में भी रिद्धिचन्द जगन्नाथ 
के-नाम्न से लखपती -फर्म हैं + 


सभा का सत्तु १६३६ का अधिवेशन पता ३० जुन को . अलवर 
में हुआ । इसमें ज्ञाति में प्रचलित “रस रिवाज सम्बंधी एक पुस्तक 
प्रकाशित करके घर २ पहुँचाने का प्रस्ताव स्वीक्ृत- हुआ । | 


सभा के भ्रागे के अंधिंवेशन खेरली, और महावीर जी में हुए,। 
इन अधिवेशनों में छीपा पल्‍लींवाल एवं मुरेनां के पल्‍लीवालों के 
साथ वेवांहिक संबन्ध स्थापित करने के जो विरोध उत्पन्न हो रहे 
थे, धीरे २ उनको दूर करने का प्रयत्त किया गया । 


क्लब ने सभा को जन्म दिया और सभा ने जाति को एक रूप 
में बांधा | क्लब और सभा के समस्त कार्यकर्ता पल्‍लीवाल ज्ञाति 
के इतिहास में स्मरण करने योग्य एवं धन्यवाद के पात्र हैं। 


श्श्ड 


लाला व शीधर जी का नाम तो विशेषतः उल्लेखनीय हैं । 
इस सच्चे जाति सेवक सज्जन ने ग्राम-प्राम भ्रमण करके अत्यन्त 
कठोर श्रम करके एक ही वर्ष में जनवरी सनु १६१६ से दिसम्बर 
१९१६ तक ही जन-गरणना कार्य तूफानी वेग से सम्पन्न कर डाला । 
जन गणना के कठिन श्रम से ये इतने असक्त हो गये थे.कि सत्र 
१६१७ में ही इनका देह-त्याग हो गया । जन गणना का समस्त , 
व्यय पेची निवासी लाला गोपीलाल जी ने सहर्ष उठाया था। 
भरागरा निवासी ला० सूरजभानजी प्रेमी ने बड़े श्रम से जन- 
गणना के कोष्टक तैयार किये थे । सन्‌ १६२० में मा० बन्हैया 
लाल के द्वारा जन गणना का विवरण प्रकाशित किया गया 
समिति का जन-गणाना का कार्य एक महत्व पूर्ण कार्य कहा जा 
सकता है । इससे ज्ञाति की समस्त स्थितियों का एक चित्र तेयार 
कर लिया गया और उसके आधार पर जिससे कई सुधार सम्भव 
श्र सहज हो सके । ह 

लाला ज्ञानचुद-खेरली सभा के सभापति चुने गये थे | इनका 
गौत्र सलावदिया है । ये बड़े उत्साही एवं सुधारक विचारों के हैं । 

सेठ गोपीलाल जी ये पेची के निवासी थे। श्री महावीर जी 
का भ्रधिवेशन इनके समापतित्व में हुआ था। .. 


पललीवालज्ञाति का अन्य जेन ज्ञातियों 
में स्थान 


जैन ज्ञातियों में श्रोसवाल, श्रीमाल, पोरवाल, खण्डेलवाल, 
बचेरवाल अ्रगरवाल आदि कई ज्ञातियां हैं उनमें पललोवाल ज्ञाति 
भी एक है । पल्‍लीवाल ज्ञाति वर्ग में ही जेसवाल और सेलवाल 
अति छोटी दो ज्ञातियां भी सम्मिलित है | जैन जातियों में 
मेंड्तवाल, दिशावाल, पल्‍्लीवाल, नागरवाल, वागड़ी भ्रति छोटी 
ज्ञातियां हैं। फिर धर्म और अर्थ के क्षेत्रों में भ्रपने अपने आकार 
के अनुसार सर्व ज्ञातियां श्रपना अपना प्रभ्ुत्व रखती भाई हैं । 
यह स्वभावः मानना पड़ता है कि जिसके सौ हाथ उसके सौ साथ। 
इस हृष्ठि से श्रोसवाल, श्रीमाल, पोरवाल,अगरवाल ज्ञात्तियां 
अधिक समसुन्नत रहीं। राज्य, व्यापार, तीर्थ धर्मस्थानों में 
इनका ही बोलबाला रहा । परन्तु जब समानुपात की दृष्लि से 
विचार करेंगे तो लघु ज्ञातियों का पलड़ा वजन में क्ुकता दिखाई 
देगा। यह लघु इतिहास इसके प्रमाण में प्रस्तुत किया जा सकता है। 
इस ज्ञाति में श्रेष्ठेतिमड़ जेसा घनपति, दिवान जोधराज जैसा 
घमिष्ठ, आचार्य धमंधोषसूरि जेसे महाप्रभावक युगप्रधान हो गये 
हैं । जिनपते साहित्य, तींर्थ, धर्मक्षेत्र सबही शोभा को प्राप्त हुए हैं। 


१५६ 


अन्य ज्ञातियाँ संख्या में बढ़ी भ्रौर यह ज्ञाति नहीं बढ़ी इस 
सम्बंध में एक बात जो उल्लेखनीय है वह यह है कि ओसवाल, 
श्रीमाल, पोरवाल जैसी ज्ञातियों का निर्माण कई शताब्दियों तक 
होता रहा श्लोर उनका वर्ग अधिकाधिक बढ़ता ही' रंहा | इन 
ज्ञातियों ने श्रपने प्रथम मुलुस्थान. को ही श्रपत्ता रूढ़जन्मदाता 
नहीं माना । जो जैन वने भौर इनमें जो मिलना चाहते थे उनको 
नहों ने सहर्पस्वीकार 'किया एवं नगर अथवा ग्राम सें इनका 
ग्राज का कंलेवर नही बना है । सभव है यह वात पंल्लीवाल 
वेश्य ज्ञाति के निकट नहीं रही। जो पालीं से जेनधर्मी बंने वेही 
पल्‍लीवाल वेश्य जैन रहें भौर उनकी वंढ़तीं घटती संन्तानें ही 
आ्राज का पल्‍लीवाल ज्ञाति. का आकार व॒ना पाई हैं और फलतः 
इसमें पश्चातुं बनने वाले जैन कंंलों का समावेश नहीं होने के 
कारण यह शाति छोटी,रही और रह रही हैं। फिर भी सर्व जैन 
ज्ञांतियों में इसका वंराबरी .कां स्थान है और सम्मान हैं। . 


ओसवाल, श्रोमाल, -पौरवाल, बड़ी 'बड़ी ज्ञातियां हैं। इन 
ज्ञातियों ने अपने अपने कुलों को यथा शक्ति. यरथावसर उन्नति 
करने में सहाय को-है। श्रीमाल, पोरवांलों का क्षेत्र गुर्ज रभ्ूमि 
बनी भर यही कारण “है कि श्रीमाल झरः पोरवाल गुर्जरभूमि 
में झ्राज॑ भी अग्रधिक संख्या में हैं और 'ये ज्ञातियां वहाँ के राजधंरीं 
में, राज्यों में वर्चस्व रखती श्राई 'हैं । जो किसी भी इतिहाराकार 
से भ्रजात नदीं है बल्कि यों कहा जा सकता है कि इन जैन जातियों 


श्श७ 


के इतिहास . में गुर्जरदेश, राज्यों.का समूचा इतिहास पढ़ा-जा 
सकता. है। - गुर्जर्भूमि का बड़ा से बड़ा . राजा और अधिक से 
झ्रधिक ' विस्तारवालाः: साम्राज्य. इन पैर निर्भर रहा है। इसी 
प्रंकार राजस्थान मालवा के देंशी - राज्यों में श्रौसेवालों का 
प्रभाव रहा । पल्‍लीवाल- ज्ञातिं को राजस्थांनें, मालवां के देशी 
राज्यों में अंपना प्रभ्ुत्व जमाने का अवसर प्राप्तः नहीं हुभा | 
परिणाम इसका यह रहा है कि जाति छोठा छोटा वारिज्य क्रषि: 
करती रही | जाति को अधिक उनन्‍्नतिशील बनाने के हेतु ही पंलली- 
वाल क्लब की आगरा में स्थापना हुई थी भर वंह उननतंशील रह 
कर शअ्रन्त में पल्‍लीवाल महाससिति,' का रूप ग्रहरा- कर 
सकी थी । इसने जो क्रांति की और ज्ञाति में जो संगठन उत्पन्न ' 
किया उसके सम्बंध में सम्बंधित प्रकरण में कहा जं चुका है । 
-- -श्रब तो इस ज्ञाति में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या श्रच्छी बढ़ 


गई है और बढ़ती जा रही है। अर्थ के क्षेत्र में. भी- श्रब इसने 
अच्छी उन्नति की है । 


इस ज्ञाति में भी अन्य जेन ज्ञातियों की भांति जेन धर्म के 
सर्व सम्प्रदायों की मान्यतायें प्रचलित हैं। जैसे श्वेताम्बर 
मूर्तिपूजक, स्थानकवासी, दिगम्बर आदि । 


सन्‌ १६२० में मा० कन्हैयालाल जी, ने पललोवाल ज्ञाति 
की जन गणना का विवरण प्रकाशित किया था। उसका एक 


श्श्८ 


संक्षिप्त कोष्टक इस लघु इतिहास में यथा प्रसंग दिया गया है। 
उससे ज्ञाति में पुरुष, स्त्री की संख्या, शिक्षा, वेवाहिक- 
अविवाहित, विधुर, विधवा एवं व्यवसाय और नौकरी आदि 
स्थितियों का विशद परिचय हो जाता है। आज उस -बात को- 
४० वर्ष का समय व्यतीत हो गया । परन्तु, भ्रन्य जेन ज्ञातियों के 
साथ अगर इस लघु जेन ज्ञाति का भाग्य भी वंधा हुश्ना मानता 
जाय तो उनकी भांति अभ्रभी इस वेज्ञानिक एवं भ्रथे। न्‍नति के युग 
में ठेट ही वेठी हुई है। अपने संकुचित क्षेत्र से निकल नहीं पा 
रही है| ज्ञाति के आगेवानों पर इसकी उन्नति का 
उत्तरदायित्व है। वे सोचें समझें और मार्ग में पड़ी हुई विध्न 
बाधाओं से कूककर अपनी ज्ञाति को आगे बढ़ा ले चलें। इस 
लघ इतिहास के प्रकाशन का मुख्य हेतु यद्वी है कि ज्ञाति अपने 
भूत और वर्त्तमान को पढ़ें श्रौर समर्के और भविष्य के प्रति 
जागरूक बनें और भारत की उन्‍नतशील ज्ञातियों से कंधा मिला 
कर आगे बढ़े। - 


पललीवालगच्छ पट्टावलि 


प्रथम चौबीस तीर्थकरों और ग्यारह गणधघरों के नाम 
लिखकर आगे पाठानुक्रम इसी प्रकार लिखा है |-- 

(१) श्री स्वामी महावीर जी रे पाटि श्री सुधम्पं 

(२) तिण पट्ट श्री जम्बूस्वामीं 

(३) तत्पट्ट श्री प्रभवस्वामी 

(४) श्री शय्यंभवसूरि 

(५) तत्पट्ट श्री जसोभद्रसूरि 

(६) तत्पह श्री संभूततविजय 

(७) तत्पटट श्री भद्बबाहु स्वामी 

(८) तत्पट्ट, तिणमहें भद्बबाहु री शाखान वधी, श्री स्थूलिभद्र 

(६) तत्पट्ट श्री सुहस्तिसूरि, २ काकंद्याकोटि सूरिमँत्र 
जाप्याँ चात्‌ कोटिक गण। तिहाँरे पाटिसुप्रतिबंध € तियाँरे गुरूभाई 
सुतिणरा शिष्य दोय विज्जाहरी १, उच्चनागरीर सुप्रतिबधपाटि& 
तिणारी शाखा २ तिरारा नाम मकमिला १, वयरी २। 

(१०) वयरी रे पाटि श्री इन्द्रदिनसूरि पाटि 

(१९) नत्यट्ट श्री आर्य दिन्‍्नसूरि पाटि 


१६० 

(१२) तत्पट्ू श्री सिहगिरिसूरि पाटि 

(१३) तत्पट्ट श्री वयरस्वामि पाटि _ . __ 

(१४) तत्पट्रो' तिशांरी शाखा २: तिखरा+ नाम प्रथम श्री 
वयरसेन.पाटि १४ वीजो-श्री पद्धर तिशुरी नास्तित. तीजो- श्री 
रथसूरि पाटि श्री पुसिगीर-री शाखा वीजी वयरसेऩ पाटि द 

(१५) ततपट्ट-श्री चन्द्रयूरि पाठ १५ संचत्‌ १३०. चन्द्रसूरि, 

(१६) संवत्‌ १९१ (१६९) श्री शाांतिसूरि थाप्यापट्ट १६ श्री 
संवत्‌ १८० स्वगें श्री शान्तिसूरि पाटि.१६-तिणरे शिष्य ८ तिहारा 
साम श्री महेन्द्रसूरि १ तिशुथी मथुरावाल गच्छ, श्री शालिगसूरि 
श्री पुरवालगच्छ, श्री देवेन्द्रसूरि, -खंडेवालगच्छ, श्री झादित्य॑सूरि 
सोभितवालगच्छ, श्री हरिभद्रसूरि मंडोवरागच्छ, श्री विमंलसूरि 
पत्तनवालगच्छ, श्री वद्ध मानघूरि मेरवर्छेवांलगच्छ ७ श्री मूलपाटे 

(१७) श्री जसोदेवसूरियाटि १७:संवत्‌३२६ वर्षे वेशाख सुदि ५ 
प्रल्हादि प्रतिबोधिता श्री पालिवालगच्छ थापना'.संवतु ३६० (?) 
स्वर्ग- . . - न अटल, | 

(१८) श्री नन्‍्नसूरि पाटि १८ संवत ३५६ स्वर्ग (३६५) 

- (१७) श्री उजोअ्रणंसूरि पार्ट: १६ संचत ४०० स्वर्ग : 
(२०) श्री महेश्वस्सूरि पाटि २० संवत्त ४२४ स्वर्ग (४४०) 
(२१) श्री अमंय(अजित) देवसूरि पाटि २१ संवत ४४५० वर्षे 


जद हैँ है 


१६१ 
(२२) श्री आमदेवसूरि पांटि २२ संवत ४५६ स्वर्ग. 
(२३) श्री शांतिसूरि पाटि २३ संवत ४५ (६१) ४ स्वर्ग 
(२४) श्री जस्थोदेवसूरि पराटि २४ संवतत ५३४ स्वर्ग 
(२५) श्री नन्‍्तसूरि पाटि २५ संवत ५७० स्वर्ग 
” (२६) श्री उजोअ्रण॒सूरि पाटि २६ संवत ६१६ स्वर्ग 
(२७) श्री महेष्वरसूरि पाटि २७ संवत ६४० स्वर्ग 
(२८) श्री अभय(अजित) देवसूरि पाटि २८ संवत ६८१ स्वर्ग 
(२६) श्री श्रामदेव सूरि. पाटि २६ संवत्त ७३२ स्वर्ग 
(३०) श्री शांतिसूरि पाटि ३० संवत्त ७६८ स्वर्ग 
(३१) श्री जस्थोदेवसूरि पाटि ३१ संचत ७६५ स्वर्ग 
(३२) श्री नन्‍्तसूरि पाटि ३२ संवत ८३१ स्वर्गे 
(३) श्री उजोयणसूरि पाटि ३३ संवत ८५७२ स्वर्ग 
(३४) श्री महेश्वरसूरि पाटि ३४ संवत ६२९१ स्वर्गे 
(३५) श्री श्रभय(अजित) देवसूरि पाटि ३५ संवत ९७२ स्वर्ग 
(३६) श्री आमदेवसूरि पाटि ३६ संवत ६६६ स्वर्ग 
(३७) श्री शांतिसूरि पाटि ३७ संवत १०३१ स्वर्ग 
(३८) श्री जस्योदेवसूरि पाटे ३८ संवत १०७० स्वर्ग 
(३६) श्री नन्‍नसूरि पाटि ३६ संवत १०&८ स्वर्ग. ु 
(४०) श्री उज्जोयणसूरि पाटि ४० संवत ११२३ स्वर्ग 
(४९) श्री महेदवरसूरि पाटि ४१ संवत ११४४५ स्वर्ग 


श्र 


(४२) श्री अभय(अजित) , देवसूरि पादि ४२ ( संवत ) श्री 
मलधारी श्री अभयदेवसुरि - श्रादि मिलया तापछें अ्रजितदेव ठांमि 
श्रीक्रभयदेवसूरि तहांणां पाटि ४२ संवत ११६६ स्वर्ग 

(४२) श्री श्रामदेवसूरि पाटि ४३ संवत ११६६ स्वर्ग 

(४४) श्री शॉतिसूरि पादि ४४ संवत १२२४ स्वर्ग 

(४५) श्री जस्योदेवसूरि पाटि ४५ संवत १२३४ स्वर्ग 

(४६) श्री तन्‍्नसूरि पाटि ४६ संवत १२३६ स्वर्ग 

(४७) श्री उजोयणसूरि पाटि ४७ संवतत १२४३ स्वर्ग 

(४८) श्री महेश्वरसूरि पोटि ४५ संवतत १२७४ स्वर्ग 

(४६) श्री श्रभय (अजित) देवसूरि पाटि ४६ संवत १३२९१ स्वर्ग 

(५०) श्री आमदेवसूरि पाटि ५० संवतत १३७४ स्वर्ग 

(५९१) श्री शांतिसूरि पाटि ५१ संवत १४४८ स्वर्ग 

(५२) श्री जस्योदेवसूरि पाटि ५२ संवत्त १४८८ स्वर्ग 

(५३) श्री नन्‍नसूरि पाटि ५३ संवत १५३२ स्वर्ग 

(५४) श्री उजोयरणसूरि पाटि ५४ संवत्त १५७२ स्वर्ग 

(५५) श्री महेश्वरसूरि पाटि ५५ संवत्त १५६६ स्वर्ग 

(५६) श्री अभयदेव (भ्रजित) सूरिपाटि ५६ नवी गच्छ थापना 
कीधो गुरां सा (थे) क्लेस कीधो, कोटि द ष करि क्रिया उद्धार 
कीधो संबत १५६५ स्वर्ग 

(५७) श्री आमदेवसूरि पाटि ५७ संवत १६३४ स्वर्ग 

(५८) श्री शांतिसूरि पादि ५८ संवत १६६१ स्वर्ग 


१६३ 
(५६) श्री जस्पोदेवसूरि पाटि ५६ संवत १६९२ स्वर्ग 
(६०) श्री नन्‍नसूरि पादि ६० संवत १७१८ स्वर्ग 
(६१) श्री विद्यमान भट्टा (रक) श्री उजोअ्णसूरि पाटि ६१ 
संवत १६८७ वाचक पद संवत १७२८ ज्येष्ठ सुदि १२ बार 
अनिदिने सूरिपदं विद्यमान विजय राज्ये 
(सं० १७३४ स्वर्ग ) 
लेखक प्रदस्ति--संवत्त १७२८ वर्ष श्री शालिवाहन राज्ये 
शाके १५६३ प्रवर्त्तमाने श्री भाद्रषद मास शुभ शुक्लपक्षे नवमी 
& दिने वार शनिदिने श्रीमत्‌ पत्लिंकीयगच्छे भट्टा० श्री शांतिसूरि 
, पेत्पट् भ० श्री श्री ७ जस्योदेवसूरि संताने श्री श्री उपाध्याय श्री 
ज महेन्द्रसागर तत्दिष्य मु० श्री जयसागर शिष्य चेला परमसागर 
वाचनार्थ श्री गुरांरो पट्टावली लिंख्यतं ॥ श्री ॥ 
उपरोक्त पट्टावली अप्रकाशित है। यह पट्टावली बीकानेर 
बड़ा उपाश्रय के बृहत्‌ ज्ञान भण्डार की सूची बनाते समय एक 
गुटकाकार पुस्तक के रूप में श्री अ्रगरचंदजी नाहटा जी को प्राप्त 
हुई थी । गुटका उसी गच्छ के यतियों द्वारा लिखा हुआ है । उसी 
गुटके की नकल करके श्री नाहटा जी ने अपने लेख 'पल्‍ललीवाल 
' गच्छ पट्टावली” में श्री आत्मानंद अर्धशताब्दीं ग्रंथ में उसे 
प्रकाशित की है। 
' १६ वें श्री शांतिसूरि से २२ वें श्री आमदेवसूरि पर्य'त सातों 
नाम आगे के पट्टथरों के लिये कमहः रूढ़ि बनकर चलते रहे हैं । 
नामों की रूढ़ता अन्य गच्छों में भी पायी जाती है। 


५ 


१६४ 

श्री नाहटा जी ने अपने लेख में पट्टावली की प्रामाणिकता के 
सम्बंध में यों लिखा है :-- हि 

पल्‍लीवाल गच्छ की प्रस्तुत पद्टावली चन्द्रसुरि तक तो अन्य 
गच्छीय पट्टावलियों से मिलती हुई है, पर इसके आगे सवर्था 
स्वतंत्र है । 

नं० ४४ शांतियूरि का सं० १२२४ में स्वर्गवास लिखा है, 
परन्तु क्षेमशेखर शिष्य उदयशेखरक्ृत 'जयतारण विभानजिन- 
स्तवन(गा० २१) में, इन्होंने सं० १२३६ माघ सुदि' १३ को राजसी 
की भराई हुई इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा (शांतिसूरि जी ने) कराई 
थी ऐसा उल्लेख है ;'यथा संभव शांतिसूरि उपरोक्त ही होंगे। 


नं० ४६ अभयदेवसूरि का संवत १३२१ में स्वर्ग (वास) लिखा 
है; परन्तु जेन धातु प्रतिमा लेख संग्रह लेखाँकऊ ८६६ में इनका 
( प्रतिष्ठा ) सं० १३८३ मा० सुदि ११ लेख उपलब्ध है | 


नं० ५१ शांतिसूरि का सं० १४४८ में स्वर्गवास लिखा है; 
परन्तु पट्टावली-समुच्चय पुृ० २०५ में संवतत १४४८ का इनका 
लेख है। तथा श्री नाहटा जी के स्वयं के संग्रह में भी संवतत 
१४५६ का लेख हैं । ! 

नं० ५२ यशद्योदेवसुरि का स्वर्गवास सँं० १४८८ लिखा है; 
परन्तु संत १५०१-७-११ तक के झ्ाप के हारा प्रतिष्ठित मृर्तियों 
के लेख उपरोक्त दोनों ग्रंथों में पाये जाते हैं । 


पतलीगच्छ अथवा पललीवाल गच्छीय 


आचाय-साधुप्रतिष्ठित 
प्रत्तिमा लेख 


पाली में पूर्णामद्र वीर जिनालय की महावीर एवं श्रादिनाथ 
प्रतिमाश्रों पर वि० सं० ११४४ और ११५१ के लेख है । जिनमें 
'पललीकीय प्रद्योतनाचार्यगच्छे', पद का प्रयोग हुआ है । 


प्रभयदेवसूरि--सं० १३८३ माध शु १० सोम० ( जे० धा० 


श्रामदेवसुरि 


शांतिसुरि . 


हर 


प्र० ले० भा० २ ले० ८५६६ ) 

-“सें० १४३४५ फा० छु० २ शुक्र (प्रतिष्ठा ले० 
संग्रह--विनयसागरजी ले०१६२ ) 

--सं० १४५३ ब० शु० २ 9. ले० १७७ 
“सं० १४५६ माघ शु० १२ छानि (नाहटा संग्रह) 
+सं० १४५८ फा० कृ० ११ छुक्र (प्र० ले० सं० 
विनय० ले० श्८३ ) 

“सें० १४५८ फा० कृ० १ शुक्र० (?) (पट्टावली 
सम्ुच्चय पृ० २०५) 

- सं० १४६२ माच कृ० ४ ( जेन लेख संग्रह- 
नाहर ले० २४७८ ) 


शरद 
यशोदेवसूरि 


+सं० १४७६ वे० कृ० २ ( जैन लेख संग्रह- 
ले० १८८२ ) 

“->सं० १४८२ (जिन ले० संग्रह- 
| ले० १६९३१) 

--सं० १४८५६ भाघ शु० १ शनि ( प्र० ले० सं१ 
विनय ले० २६१ ) 

--सं० १४८६ माघ शु० ५ गुरु ( ,, ले० २६२) 
--सं० १४९९ भाद्र० शु० २ शुक्र० (जें० गच्छ 
मतप्रब्नन्ध पृ० १०८ ) 

-सं० १५०१ ज्ये०्क्ृ० १२ (ज० घा* प्र० ले० 
सं० भा० २ ले० ४८५ ) 

“-सं० १५०७ फा० क्ृ० ३ (प०समु० पृ० २०५) 
“सं० १५०८ बे० कृ० २ ( प्र० ले० सं० विनय 
.. ले० ४३०) 

>-सं० १५११ माध क० ४ शुक्र० ( जे० धा० 
प्र० ले० सं० भा० १ ले० ४७१ ) 

--१५१३ वे० थु० २ ( प० सम्ु० पृ० २०६ ) 
--सं० १५२८ (जैं०्ले० सं० नाहर० ले० २६१११) 
+-सं० १५२८ माघ कृ० ४ बुध (,, ले० ५३६) 
संग १श्रद ,, (जै० धा० प्र० ले० सं० 
भा० २ ले० २१८ ) 


१६७ 

सं०--१५३० बे० सु० € ( प्र० ले० सं० विनय- 
ले० ७२०, ७२१) 

-“सं० १५२८ चे० कृ० १३ सोम ( प० समु० 
पृ० २०६ ) 

“से० १५३३ ज्ये० शु० ५ शुक्र (प्र० ले० सं० 
दिनय० ले० ७५६ ) 

-सं० १५३६ बे० £ चन्द्र. ( जे० ले० सं० 
नाहर० ले० १५५५ ) 

“+सं० १५३६ आषाढ़ शु० ६ ( ,, ले० १४६२ ) 
“>सं० १५४० ,, कृ० १ (प्र० ले० सं० 
विनय ले० ८२३ ) 

--सं० १५५१ पोष छु० १०. ( प्र० ले० सं० 
विनय० ले० ८६३ ) 

-सं० १५५६ पौष शु० १५ सोम (नाहटा सं ग्रह) 
-सं० १५५८ चे० कृ० १३ सोम ( जै० ले० 
सं० नाहर ले० ६७१ ) 

-“सं० १५५६ आपाढ़ शु० १० बुध ( प्र० ले० 
सं० विनय० ले० ६०१ ) 

“सं० १५६६ माघ कृ० २ (जे० धा० प्र० ले० 
सं० भा० २ ले० ४४ ) 


श्द्द 
सहेश्वरसूरि--सं० १५७५ आपषाढ़ कृ० ७ रवि ( प्र० ले० सं० 


विनयथ-ले० ६५६ ) 

8 “सं० १५८३ फा० कु० १ झुक्र (,, ले० ६७३) 

१ -“सं० १५६३ आपषाढ़ शु० ३ रवि (नाहटा संग्रह) 
यज्ञोदेवसूरि राज्ये-सं० १६३७७ भा० कृ० ३ (५० समु०पृ० २०६) 
शा “सं० १६७८ द्वि०ण आा० छु० २ रवि 
(५ १० २०३६) 

न “सं० १६८१ चे० क्ृ० ३ सोम ( ,, १० २०५) 


यथाप्राप्त साधन सामग्री पल्‍लीवालगच्छीय शआ्राचार्य मुनि 
द्वारा प्रतिष्ठित लेखों की संक्षिप्त सूची ऊपर दी गई है । 


पढलीवाल गच्छ-सा हित्य 
* १--महेश्वरसू रिकृत “कालिकाचार्य कथा-सं० १३६५! । 
२--श्रामदेवसू रिकृत 'प्रभावक चरित्र! | 
३-शांतिसूरिकृत विधि करण शतक! । 
४--ननन्‍्नसूरिक्ृत 'श्रीमंधर जिन स्तवन” । 
५--महेद्व रसूरिकृत 'विचारसार प्रकरण! | 
६--अ्रजितदेवसू रिक्त 'कल्पसूत्रदीपिका'--सं० १६२७ | 
उत्तराधष्ययन टीका? सं० १६२६ 
'आचारांगदीपिका' 
आराधना' 


“नन्दनवालावेलि पत्र ३ 
“न्नौवीश जिनावली!' गाथा २५ 
७--उपरोक्त भ्रजितदेव के शिष्य हीरानन्दकृत “चौबोली 
चौपई और भी १--२ यतिकृत २--४ छोटे-छोटे स्तवनादि 
पंट्टावली वाले गुटके में हैं । 
नोद--उपरोक्त कृतियों की सूची श्री नाहैठा जी ने श्रपने लेख 
'पल्लीवालगच्छ पट्टावली' में दी हैं । श्रात्मानन्द भ्रध॑शताब्दि प्रंथ | 


पल्‍लीवाल जाति 


- इतिहास प्रे मी आचार्य श्री देवगुप्तसूरिजों महाराज (प्रसिद्ध 
नाम ज्ञान सुन्दर जी ) पुस्तक “भगवान पार्श्वनाय की परम्परा 
का इतिहास” से । 

इस जाति की उत्पत्ति मल स्थान पाली शहर है; जो मारवाड़ 
प्रान्त के श्रन्दर व्यापार का एक सुख्य नगर था। इस जाति में 
दो तरह के पलल्‍लीवाल हैं। १ वैश्य पल्‍लीवाल, २--ब्राह्मण 
पल्नोवाल प्रौर इप् प्रकार नगर के नाम से और भी श्रनेक 
जाति हुई थीं; जेसे श्रीमाल नगर से श्रीमाल जाति, खंडेला शहर 
से खंडेलवाल, महेश्वरी नगरी से महेश्वरी ज्यत्ति, उपकेशपुर से 
उपकेश जाति, कोरंट नगर से कोरटवाल जाति और सिरोही नगर 
से सिरोहिया जाति इत्यादि नगरों के नामों से अनेक जातियाँ 
उत्पन्न हुई थीं; इसी प्रकार पाली नगर से पल्लीवाल जाति 
की उत्पत्ति हुई है। वेश्यों के साथ ब्राह्मणों का भी सम्बन्ध था, 
कारण ब्राह्मणों की श्राजीविका वेश्यों पर ही थी अतः जहां 
यजमान जाते हैं वहां उनके गुरु ब्राह्मण भी जाया करते हैं 
जसे श्रीमाल नगर के वेश्य लोग श्रीमाल नगर का त्याग करके 
उपकेशपुर में जा वसे तो श्रीमाल नगर के ब्राह्मण भी उनके 
पीछे चले आये। श्रतः श्रीमाल नगर से आए हुए श्रीमाल वैद्य 
ओर ब्राह्मण श्रीमाल ब्राह्मण कहलाये। इसी प्रकार पाली के 


१७१ 


वैश्य और ब्राह्मणा पाली के नाम पर पल्‍लीवाल वैश्य और 
पालीवाल ब्राह्मण कहलाये । जिस समय का मैं हाल लिख रहा हूँ 
वह जमाना क्रिया काँड का था और ब्राह्मण लोगों ने ऐसे विधि 
विधान रच डाले थे कि थोड़ी थोड़ी बातों में क्रिया कांड की 
आवश्यकता रहती थी और वह क्रिया कांड भी जिसके यजमान 
होते थे वे ब्राह्मण हो करवाया करते थे | उसमें दूसरा ब्राह्मण 
हस्तक्षेप नहीं कर सकता था; अत : वे ब्राह्मण अपनी मनमानी 
करने में स्वतंत्र एवं निरंकुश थे। एक वंशावली में लिखा हुआ 
मिलता है कि पल्‍लीवाल वेश्य एक वर्ष में पल्‍लीवाल ब्राह्मणों की 
१४०० लीकी और १४०० टके दिया करते थे तथा श्रीमाल वेदयों 
को भी इसी प्रकार टैक्‍स देना पड़ता था। पंचशतीशाषोडशाधिका 
श्र्थात ५१६ टका लाग दाया के देने पड़ते हैं । भूदेवों ने ज्यों ज्यों 
लाग दाया रूपी टेक्स बढ़ाया त्यों त्यों यजमानों की भ्ररुचि बढ़ती 
गई। यही कारण था कि उपकेशपुर का मंत्री वहड़ ने स्लेच्छों 
को सेना लाकर श्रीमाली ब्राह्मणों से पीछा छुड़वाया । इतना ही 
क्‍यों वल्कि दूसरे ब्राह्मणों का भी जोर जुल्म बहुत कम पड़ गया। 
क्योंकि ब्राह्मण लोग भी समझ गये कि भ्रधिक करने से श्रीमाली 
ब्राह्मण की भाँति यजमानों का सम्बंध टूट जायगा जो कि उनपर 
ब्राह्मणों को आजीविका का आचार था, अभ्रत: पल्‍लीवालादि 
न्नाह्मणों का उनके यजमानों के साथ सम्बंध ज्यों का त्यों बना 
रहा। मंत्री वहड़ की घटना का समय बि० सं० ४०० पूर्व 
का था यही सभय पल्‍लीवाल जाति का समभना चाहिये। 


१७र 


खास कर तो जेनाचार्यों का मख्धर भूमि में प्रवेश हुआ श्रौर 
उन्होंने दुर्ग्ग्सय सेवित जनता को जनघर्म्म में दीक्षित करना 
प्रारम्भ किया। तब से ही उन स्वार्थ प्रिय ब्राह्मणों के ग्रासन 
कांपने लग गये थे और उन क्षत्रियों एवं वँश्यों से जेलधर्म 
स्वीकार करने वाले अलग हो गये तब से ही जातियों की उत्पत्ति हि 
होती प्रारम्भ हुई थी। इसका समय विक्रम पुर्व चारसो वर्षों 
के श्रास-पास काथा और यह क्रम विक्रम की आाठवीं-नौवीं 
शताब्दी तक चलता ही रहा तथा इन मूल जातियों के श्रच्दर 
शाखा प्रतिशाला तो बट वृक्ष की भांति निकलती ही गई जब इन 
जातियों का विस्तार सर्वत्र फेल गया तब नये जैन बनाने वालों 
की अलग-अलग जातियां नहीं बनाकर पूर्व जातियों में शामिल : 
करते गये । जिसमें भी अधिक उदारता उपकेश वंश की ही थी 
कि नये जेन बनाकर उपकेश वंश में ही मिलाते गये । ऐतिहासिक 
दृष्टि से देखा जाय तो पालीवाल और पल्‍लीवाल जाति का गौरव 
कुछ कम नहीं है प्राचीन ऐतिहासिक साधनों से पाया जाता है 
कि पुराने जमाने में इस पाली का नाम फेफावती, मल्हिका, 
पालिका आदि कई नाम थे और कई नरेशों ने इस स्थान पर 
राज्य भी किया था। पालीनगर एक समय जैनों का मणिभद्र 
महावीर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध था। इतिहास के मध्यकाल 
का समय पाली नगरी के लिये बहुत॑ महत्व का था। विक्रेम 
' की वारहवीं शताब्दी के कई मन्दिर मूर्तियों की प्रतिष्ठाश्रों के 
शिलालेख तथा प्रतिष्ठा कराने वाले जैन ब्वेताम्बर आचार्य्यो 


््च्ड 


१७३ 


के शिलालेख आ्राज भी उपलब्ध हैं इत्यादि प्रमाणों से 


पाली की प्राचीनता में किसी प्रकार के संदेह को स्थान नहीं 
मिलता है। 


व्यापार की दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय व्यापारिक 
नगरों में पाली शहर का मुख्य स्थान था| पूर्व जमाने में पाली 
शहर व्यापार का केन्द्र था। बहुत जत्था बन्द माल का निकाश, 
प्रवेश होता था, यह भी केवल एक भारत के लिये ही नहीं था पर 
भारत के अ्रतिरिक्त दूसरे पाइ्चात प्रदेशों के व्यापारियों के साथ 
पाली शहर के व्यापारियों का बहुत बड़े प्रमाण में व्यापार 
चलता था । पाली में बड़े बड़े धनाव्य व्यापारी बसते थे और 
उनका व्यापार विदेशों के साथ तथा, उनकी बड़ी-बड़ी कोटियां 
थी ? फारस, अरब, अफ्रीका, चीन. जापान, मिश्र, तिब्बत वर्गेरा 
प्रदेश तो पाली के व्यापारियों के व्यापार के मुख्य प्रदेश माने 
जाते थे। 


जब हम पट्टावलियों, वंशावलियों श्रादि ग्र॑थों को देखते हैं 
तो पत्ता चलता है, कि पाली के महाजनों की कई स्थानों पर 
दूकाने थीं और जल एवं थल मार्ग से पुष्कल माल आता जाता था 
और इस व्यापार में वे बहुत मुनाफा भी कमाते थे । यही कारण 
था कि ये लोग एक धर्म कार्य में करोड़ों द्रव्य व्यय कर डालते थे | 
इतना ही क्‍यों पर उन लोगों की देश एवं जाति भाइयों के प्रति 
इत्तनी वात्सल्यता थी कि पाली में कोई स्वधर्मी एवं जाति भाई 


१७४ 


आकर वसता तो प्रत्येक घर से एक मुद्रिका और एक ई ८ अर्पएण कर 
दिया करते थे कि आने वाला सहज में ही लक्षाधिपति बन जाता 
आर यह प्रथा उस समय केवल एक पाली वालों के अन्दर ही 
नहीं थी पर भ्रन्य नगरों में भी थी जैसे चन्द्रावती और उपकेश- 
पुर के उपकेशवंशी, प्राग्वट वंशी, अग्रहा के अगरवाल, डिडवाना 
के महेश्वरी आदि कई जातियों में थी कि वे अपने साधर्मी एवं 
जाति भाइयों को सहायता पहुँचा कर अपने बरावरी के वना 
लेते थे करीवन एक सदी पूर्व एक अंग्रज इतिहास प्रेमी टाँड 
साहब ने मारवाड़ में पैदल भ्रमण करके पुरातत्व की शोध खोज 
का कार्य किया था| उनके साथ एक ज्ञानचन्द जी नाम के यत्ति 
रहा करते थे उन्होंने भी इसका हाल लिखा है कि पाली के 
महाजन बहुत बड़ा उपकार' करते थे। 

इस उल्लेख से स्पष्ट पाया जाता कि मारवाड़ में पाली एक 
व्यापार का मथक और प्राचीन नगर था। यहाँ पर महाजन 
संघ एवं व्यापारियों कि बड़ी बस्ती थी। 


परलीवाल जाति में जेनधर्म्मं 


यह निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता कि पल्‍लीवाल जाति 
में जेन धर्म का पालन करना किस समय से प्रारम्भ हुआ, पर 
पल्‍लीवाल जाति बहुत प्राचीन समय से जेन धर्म पालन करती 
आई है। पुरानी पट्टावलियों वंशावलियों को देखने से ज्ञात होता है 
कि पल्‍लीवाल जाति में विक्रम के चार सौ वर्ष पूर्व से ही जेन धर्म 
प्रवेश हो चुका था। 


इसकी साक्षी के लिये कहा जा सकता है कि शआराचार्य स्वयं 
प्रभुसूरि ने श्रीमाल नगर में ६०,००० मनुष्यों को तथा पद्मावती 
नगरी के ४५,००० मनुष्यों को जेन धर्म की शिक्षा दीक्षा देकर 
जेन बनाये थे । वाद आचार्य रलनप्रभसूरि ने उपकेशपुर 
नगर में लाखों क्षत्रियादि लोगों को जैन धर्म की दीक्षा दी और 
वाद में भी आचार्य श्री मस्धर प्रान्‍्त में बड़े बड़े नगरों से छोटे 
छोटे ग्रामो में भ्रमण कर अपनी जिन्दगी में करीब चौदह लक्ष घर 
वालों को जेनी बनाये थे । जब पाली शहर श्रीमाल नगर और 
उपकेश नगर के बीच में आया हुआ है, भला यह आचार्य श्री के 
उपदेश से केसे वंचित रह गया हो अर्थात पाली नगर में आचार्य 
श्री अवदय पधारे और वहाँ की जनता को जेन धर्म में अवश्य 
दीक्षित किये होंगे । हाँ उस समय पल्‍लीवाल नाम की उत्पत्ति नहीं 
हुई होगी, पर पाली वासियों को आचार्य श्री ने जैन अवश्य बनाये 


१७६ 


थे। आगे चल कर हम देखते हैं कि आचार्य सिद्धिसूरि पाली 
नगर में पधारते हैं और वहां के श्री संघ ने आचार्य श्री की 
श्रध्यक्षता में एक श्रमण सभा का आयोजन किया था जिसमें 
दूर-दूर के हजारों साधु साध्वियों का शुभागमन हुआ था । इस 
पर हम विचार कर सकते हैं कि उस समय पोलो नगर में जंनियों 
की खूब आबादी होगी तभी तो इस प्रकार का वृह॒द कार्य पाली 
नगर में हुआ था | इस घटना का समय उपकेगपुर में आचार्य 
रत्नप्रभुसुरि ने महाजन संघ की स्थापना करने के पश्चात दूसरी 
शताब्दी का बतलाया है। इससे स्पष्ठ पाया जाता है कि आचार्य 
रलप्रभ्नु सूरि ने पाली को जनता को जेन धर्म में दीक्षित कद 
जेन धर्म उपासक बना दी थी, उस समय के बाद तो कई भावकों 
ने जेन मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करवाई तथा वई श्रद्धा सम्पन्न 
श्रावको ने पाली से शत्रु जयादि तीर्थों के संघ भी निकाले थे । 
इन प्रमाणों से इस निर्णय पर आसकते हैं कि पाली की जनता 
में जेन भ्मं श्रीमाल और उपकेश वंश के समय प्रवेश हो गया 
था, जंद शासन में साधुओं का जिस नगर में विशेष विहार हुआ है 
उस ग्राम नगर के नाम दे गचछ कहलाये । उपकेशपुर से उपकेश 
गच्छू, कोरंट नगर के नाम से कोरंट गच्छ और पाली नगर के 
नाम से पल्‍लीवाल गच्छ उत्पन्न हुआ | इस गच्छ की पट्टावली 
देखने से पता चलता है कि यह गच्छ बहुत पुराना है। जो उपकेश 
गच्छ और कोरंट गच्छ के वाद त्तीसरा नम्बर है । 


सं० ३२६ पलल्‍लीवाल गच्छ की उत्पत्ति का समय है। 
ड् 


जैन जातियों एवं वंशों की स्थापना 


( ले० श्री श्रगरचंदजो नाहटा ) 


», यहें तो सुनिश्चित है कि भगवान महावीर के समय में जेन 
जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। सभी जाति के लोग जैन 
घमनुयायी थे। जेन आगम उत्तराष्ययन सृत्र से स्पष्ट है कि 
भगवान महावीर के समय जो वैदिक धर्म में जन्म से जाति का 
सम्बंध माना जाता था वह जैन धर्म को सान्‍्य नहीं था ? गुणों से 
ही जाति की विशेषता जेन धर्म को मान्य थी। कर्म से ही 
बाह्यण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र होते हैं। महाभारत और बौद्ध 
भ्रंथ भी इसका समर्थन करते हैं। 

भध्यकाल में जैनाचार्यो ने बहुत सी जाति वालों को जैन 
धर्म का प्रतिबोध दिया तो उनमें जन संस्कार वंश परम्परा से 
चलते रहे इसके लिए उनको स्वतंत्र जाति या वंश के रूप में प्रसिद्ध 
किया गया; क्योंकि वेदिक धर्मानुयायी प्राय: समस्त वर्णो वाले 
माँसाहारी थे, पशुओं का वलिदान करते थे और बहुत से ऐसे 
अभक्ष भक्षण झादि के संस्कार उनमें रुढ़ थे जो जैन धर्म के सर्वदा 
विपरीत थे । इसलिए जेनों का जातिगत संगठन करना आवश्यक 
हो गया । उनका नाम करण प्राय: उनके निवास स्थान पर ही 
आधारित था। जेसा कि ११॥ वारह ज्ञाति सम्बंधी पद्मों से 
स्पए्ठ है 


श्छ्द 


सिरि सिरिमाल ऊएसा पल्‍ली नामेण तहाय मेडते : 
विश्वेरा डिडूया षंड्या तह नराण उराताशा 
हरिसठरा जाइल्‍ला पुवखर तह डिड्यडा ; 
खडिल्लवाल अद्धं, वारस जाइ अहीयाड॥रा। 


अर्थात श्रीमाल, ओसवाल, पल्‍लीवाल, मेड़तवाल, डिडडः 
विश्वेरा, खंडव्या, नरायरा, हर्षोरा, जायलवाल, पुष्करा, डिड 
यडा और आधे खंडेलवाल, ये साढ़े बारह जाति होती हैं। इन 
जाति के नामों से स्पष्ठ है कि उनका नामकरण उनके निवास 
स्थान पर ही ग्राधारित है | अत + पल्‍लीवाल जाति भी पल्‍ली या 
पाली से ही प्रसिद्ध हुई है । | 

जाति के साथ किसी धर्म विशेष का पूर्णत सम्बंध नहीं हैं 
जिस प्रकार श्रीमाली ब्राह्मण भी हैं और श्रीमाल जेन भी हैं 
इसी तरह खंडेलवाल और पल्‍लीवाल ब्राह्मण और जेन दोनों 
हैं। ओसवाल पहले सभी जेन थे, फिर राज्याश्रय आदि के कारण 
कुछ बेष्णव हो गये, फिर भी अधिक संख्या जेनों की ही है। 
पल्‍लीवाल वेश्यों में भी सभी एक ही गच्छ के अनुयायी नही थे, 
यह प्राचीन शिलालेखों और प्रशस्तियों से स्पष्ट है ! जिस प्रांत में 
जिस गच्छ का अधिक प्रभाव रहा था, जिसका जिससे अधिक 
सम्पर्क हुआ वे उसी के अनुयायी हो गये। जैन जातियों का प्राचीन 
इतिहास बहुत कुछ अंधकार में है, वही स्थिति पल्‍लीवाल ज॑न 
इतिहास की है। प्राप्त प्रमाणों से यथासम्भव इस पुस्तक में 
प्रकाश डाला गया है! इति 


श्री अगरचंद जी नाहया 


[ इस पुस्तक के लिखवाने में तथा ऐतिहासिक बातों की शोध 
में श्री नाहटाजी ने जेसा सहयोग दिया है, उसको देखते हुए यहाँ 
आपका संक्षिप्त परिचय देकर हम आपकी सेवा में धन्यवाद 
अपित करते हैं । -धैनंदनलाल जेन ) 


हक कट ८६८/८:/0%2/8: 
* 
| 








) की रे | हे सर 
4 मम ० कु हे ड़ 


बन 


जेन साहित्य के प्रकाँड विद्वान, श्री अगरचन्द जी नाहटा 


जेन साहित्य के प्रकांड विद्वानं--- 
श्री अगरचन्दजी नाहया 


गेहुंआ रंग, लम्बा कद, छरहरा बदन, ऊँची किन्तु उलभी हुई; 
गंगा जसुनी घझूछें, कमर में ढीली धोती और उसकी भी लांघ आधी 
खुली हुई या तो बदन पर लिपटी हुई अथवा गंजी पहले हुंए . 
आंखों पर चढ्मा लगा कर हैसियन के बोरे या चटाई पर बेठे हुए 
जिनकी मुखमुद्रा गम्भीर और शान्त है, ऐसे एक साहित्य साधक 
को आप भी अभय जेन ग्रन्थालय बीकानेर में दिन के प्रायः सोलह 
घंटे बेठे पाएँगे। घर से बाहर बहुत कम जाते हैं। यदि काम से कहीं 
जाना हुआ तो बदन पर बंगाली कुर्ता, सिर पर मारवाड़ी पगड़ी, 
जिसके पँच अस्त-व्यस्त रहते हैं, कंधे पर सफेद दुपट्टा, पेरों में चम- 
रहित जूते । यह है उनकी बाहरी वेश भ्रूषा | जिनका यह परिचय 
हम यहाँ देने जारहे हैं वह हैं लक्ष्मी एवं सरस्वती के वरद-पुत्र 
श्री अगरचन्दजी नाहटा। वेंसे लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की एक 
हीं व्यक्ति पर कृपा हो ऐसा बहुत कम देखने में झाता है लेकिन 
अगरचन्दजी पर दोनों ही ऋपालु हैं। अपरिचित व्यक्ति उन्हें देखे 
तो सहसा विश्वास भी नहीं होगा कि यह सीधा-सादा दीखने 
वाला व्यक्ति विद्वान भी है और धनवान भी । उनसे प्रत्यक्ष बाद 
किए या सम्पर्क में आए बिना पता ही नहीं चलेगा कि वह इतने 
विद्वान हैं कि उनकी ख्याति केवल राजस्थानी जगत्‌ में ही नहीं 


१८१ 
भारत के हिन्दी साहित्य जगत्‌ में भी है। हिन्दी शोध जगत्‌ के 
तो यह चमकते हुए नक्षत्र हैं । 

नाहटाजी का जन्म बीकानेर के श्रोसवाल नाहटा कुल में 
विक्रमी संवत्‌ १६६० में चैत्र बदी ४ को हुआ था । 


साहित्यिक तीर्थस्थान 

नाहठटाजी राजस्थानी भाषा और जैन साहित्य के चोटी के 
विद्वानों में माने जाते हैं। उनके पास अपना निजी अनुभव त्तो है 
ही, पर साथ में एक बड़ा पुस्तकालय भी है, जहाँ ३०,००० हस्त 
लिखित ग्रन्थ और इतने ही सुद्रित ग्रन्थों का विशाल संग्रहालय 
है। भारत के व्यक्तिगत संग्रहालयों में यह सबसे बड़ा है, इसे 
देखकर डा० वासुदेचशरण अग्रवाल के सुह से निकल गया कि-- 
यह साहित्यिक तीर्थ-स्थान हैं?। श्रभय जैन ग्रन्थालय में सेकड़ों 
अमूल्य ग्रन्थों एवं पुरातत्व की पुस्तकों का संप्रह है। वहाँ भारत 
के एक छोर से दूसरे छोर तक के विद्वान आते हैं या वहाँ से 
ग्रन्थ माँगकर लाभ उठाते हैं। नाहटाजी भो मुक्त हस्त इस 
अमूल्य साहित्य निधि को निःस्वार्थ भाव से वितरित करते हे 
पुस्तकालय की विपुल सामग्री का जितना अधिक उपयोग हो सक्रे 
उत्तना ही उन्हें सन्‍्तोष होता है । 


आजकल कई साहित्यिक अस्वेषक ऐसे मिलेंगे जो नाहटा 
जी से थीसिस लिखने के लिए विषय पूछते हैं। उनके लिए 
उपलब्ध साहित्य सामग्री की जानकारी एवं उनका मार्ग दर्शन 


श्ष्र 


चाहते हैं। नाहटा जी कभी किसी को ना नहीं करते । सभी के 
यथासाध्य सहयोग देते हैं। अपने अ्रनुभव से साहित्य-श्रन्वेषण 
के मार्ग को प्रशस्त कर देते है। अपने पास जो पुस्तकें नहीं होर्त 
वे दूसरी जगह से अपने नाम या कीमत से भी मंगाकर सहायत 
करते हैं। शोध के कुछ विद्यार्थी तो इनके पास श्राकर निवारु 
भी करते हैं। शिष्प भाव से उनके पास बेठकर लाभ उठाते हैं 
नाहठाजी की यह विशेषता है कि अपना सब काम करते हुए भी 
ऐसे विद्यार्थियों को उचित मार्ग दर्शन व सहायता करते हैं | 
राजस्यानी एवं जेन साहित्य में शोध करने वाले विद्यार्थी भली 
भांति जानते हैं कि इन दोनों विषप्रों पर शोध कार्य करना हौ 
और थीसिस लिखना हो तो नाहटाजी की सहायता पअनिवाय्य॑ 
है। केवल नवीन शोध अन्वेषक ही नहीं, डाक्टरेट की पदत्री 
प्राप्त त्रिद्ान भो शंका समाधान के लिए नाहटाजी से मार्गदर्शन 
चाहते हैं। हाल ही की बात है कि अहमदाबाद से एक डाक्टरेट 
प्राप्त विद्वात का पत्र आया था, जो भारत के एक प्राचोन ग्रन्थ 
विमल देव सूरि के “प्रइडमचरिय” पर शोध कर रहे हैं। यह 
ग्रन्थ प्राकृत भाषा का है और चीर निर्वाण के ५३० वर्ष बाद 
लिखा गया था । इस ग्रन्थ के विषय में उठी कई शुंकाओ्रों के 
बारे में उन्होंने कई विद्वानों से बात चीत की थी किन्तु किसी 
से उन्हें संतोषजनक और निश्चित मत नहीं मिल सका ।| उनमें 
से कुछ ने शंक़ाओं के समाधान के लिए नाहटा जी से पूछने के 
लिए ही लिखा | तात्यर्य यह है कि नाहटा जी के दृष्टिकोण एवं 


रैपरे 
विचारों को भारत के बड़े-बड़े विद्वान भो प्रामाणिक और तथ्व- 
पूर्ण मानते हैं। कई डाक्टरेट प्राप्त विद्वान विनोद में प्रायः कहते 
है--'नाहटा जी झ्राप तो हम डाक्टरों के भी डाक्टर है। 
झापके अपरिमित ज्ञान की तुलना में हम लोगों का विश्वविद्या- 
लयों में वर्षों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान कुछ भी नहीं है ।” 
>उत्तर में नाहटा जी हँसते हुए कहते है--“मैं तो ५ वों कक्षा 
का विद्यार्थी हूँ ? सचमुच नाहटा जी आज भी विद्यार्थी बने 
हुए हैं। उनकी अगाध ज्ञान प्राप्ति का यही कारण है । 


पुरातत्व की शोध 


नाहटा जी का प्रिय विषय है 'पुरातत्व की झोध! | वह इस 
बिषय के प्रकांड पंडित माने जात्ते हैं। उनके करीब २५०० 
निबन्ध और विभिन्न विषयों पर लिखे विद्धत्तापूर्ण लेख विभिन्न 
पत्र-पन्निकाओं में प्रकाशित हुए हैं । उनके लेख शोध पूर्णता के 
साथ-साथ नवीनत्ता से परिपूर्ण भो होते है। प्राचीन और नवीन 
का संतुलन उनमें होता है। वह हमेशा कहते हैं--पीसे हुए को 
फिर दुबारा क्‍यों पीसना ? इसलिए उनके लेखों में चवीनता और 
स्वतन्त्र विचार होते हैं। उन्हें लिखने-पढ़ने का व्यसन-सा हो 
गया है। नाहटा जी द्वारा लिखित और संपादित करीब डेढ़ 
दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । “राजस्थान में हिन्दी के 
हस्त लिखित ग्रन्थों की खोज” के दो भाग साहित्य संस्थान, 
उदयपुर से प्रकाशित हुए हैं जिनमें कई अज्ञात ग्रन्थों का परिचय 


श्प 


है। बीकानेर जेन लेख संग्रह, समय सुन्दरकृृत कुसुमांजलि, 
ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, समय सुन्दर ग्रन्थावली आदि प्रन्थ 
नाहटा जी की वर्षों की शोघ और लगन के परिचायक हैं। 
राजस्यानी काव्य “जतवन्त उद्योत”ः और हिन्दी कांव्य 
“कायम रासो” ग्रन्थ का भी उन्होंने अपने विद्वान भतीजे श्रीभ॑वर 
लाल जी नाहटा के साथ संपादन किया है। है 

प्रोण नरोत्तमदास स्वामी एम० ए० का मत है कि राज- 
स्थानी भाषा के श्रज्ञात ग्रन्थों की खोज नाहटा जितनी शायद 
ही किसी ने की हो। हिन्दी में वीर भाथा काल, पृथ्वीराज 
रासो, विमलदेव रासो, खुमाणा रासो आदि की जो नवोन शोध 
नाहटा जी ने हिन्दी संसार को दी है उसके लिए हिन्दी साहित्य , 
जगत्‌ नाहटा जी का ऋणी रहेगा। शोध कार्य में भी नाहटठा 
जी गहरी हृष्टि से काम लेते हैं । 

नाहटा जी का जीवन अत्यन्त सादगोपूर्ण एवं धामिक है। 
बह अभिमान, झूठ, कपट आदि से कोसों दूर रहते हैं। उन्होंने 
जैन सिद्धान्तों को अपने जीवन व्यवहार में गहराई से उतारा 
है। वह रात्रि में भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीते हैं। कहीं एक 
दो भील चलना हो तो वह पेदल ही चलेंगे । 

प्रत्येक कार्य में वह मितव्ययिता करते हैं। भोग बिलास 'के 
लिए यह कभी खर्च नहीं करते । उन्हें ऐसा खर्च ना पसन्द है। 
वह आये हुए पत्रों का यथाशीघत्र उत्तर देते हैं। भारत के 
विद्वानों से पत्र व्यवहार द्वांरा वह बरावर संपर्क बनाए रखते 


श्ष्श 
है | वह समय के मूल्य को पहचानते हैं। इसलिए व्यर्थ बातों 
में कभी समय नहीं गवाँते। फिर भी वह हँसमुख और 
मिलनसार हैं | 


नाहटा जी साल में केवल दो महीने व्यापार का कार्य करते 

५-हैं। वाकी सारा समय साहित्य सेवा में लगाते हैं। उन्का 

परिवारिक जीवन सुखी और संतोषपूर्ण है। इनका यह परिचय तो 
सूर्य को दीपक दिखाने जेसा है। इति 





लेखक का परिचय 





श्री दौलतसिंह जी लोढा 


आ्राज से लगभग ५२ वर्ष पूर्व मेवाड़ के प्रसिद्ध क्षेत्र मांडल- 
गढ़ के समीपस्थ ग्राम घामनिया के निवासी सेठ जगतचन्द जी 
लोढा के कनिष्ठ पुत्र के रूप में बालक दौलतर्सिह का जन्म हुआ 
था | इनका परिवार उस समय मेवाड़ में विशेष सम्मात्र प्राप्त' 


द 


श्षछ 


था | संवत १६५६ के अकाल में लोगों को हर प्रदागर से सहायता 
करने के कारण यह लोढा परिवार सर्व प्रिय हो गया था। लाड़ 
चाव में पलने वाले बालक दौलत की पढ़ाई की ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लड़के के बहनोई ने देखा कि 


» बालक होनहार दीखता है इसे अ्रवश्य पढ़ाना चाहिए, अतः वे 


इसे शाहपुरा ले गये। यह बालक कुछ तुतलाता था किन्तु पढ़ाई 
में एक दम चमक गया। एक ही वषं में कक्षा १ से चौथी में 
पहुंच गया। स्कूल के सभी अध्यापक बालक से बहुत खुश थे | 
दोलंतसिह ने क्रमश: मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करली । दह्वीं कक्षा 
पास करने तक इनके परिवार की आर्थिक स्थिति एक दम कम- 
जोर हो गई थी | माता पिता शिक्षा पर कुछ भी खर्च करने में 
असमर्थ थे, परन्तु इन्हें तो पढ़ने की धुन थी; विना किसी सहाय- 
ता के श्रपने पैरों पर खड़े होकर पढ़ते ही रहे । ६ मास तक त्तो 


: शैवल चने की दाल उबली हुई खाकर इन्टर परीक्षा में उत्तीर्ण 


हुए। इनको तपस्या से सरस्वती मानो प्रसन्न हो गई और गद्य 
पद्य दोनों में ही इन्होने अच्छी योग्यता प्राप्त करली। पारिवा- 
रिक चिन्ता के कारण जीविकोपार्जन हेतु इन्हें राजस्थान 
छोड़कर भोपाल जाना पड़ा और बहाँ “गोदावत जेन गुरुकुल! 
में गृहपति का कार्य भार सम्हाला | वहाँ कार्य करते हुए 'बागरा 
जेन गुरुकुल' की ओर से प्रकाशित विज्ञापन पढ़ने में आ्राया तब 
आप 'बागरा' गये और वहाँ विराजित आचार्य श्री विजययतीन्‍नद्र 
सूरि जी महाराज से प्रथम वार भेंठ हुईं। श्राचार्य श्री इनकी 


श्द्८ 


स्पष्ट वादिता और धा्भिक प्रम से प्रसन्न हो गये। इन्हें 'बागरा 
जेन ग्रुरुकुल” में गृहपत्ति बनाने का आदेश दे दिया। यह वड़ी 
लगन से काम करने लगे। साहित्य प्रेम तो इनमें अदूठ था, 
फिर यह कविता भी अच्छी करते थे। सरस्वती की #पा से 
इनकी कविता ऐसी होने लगी जो श्रोताश्रों को भन्त्र.छुग्ध कर 
देती थी यह देखकर श्राचार्य श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरि जी 
महाराज ने इन्हें ग्रादेश दिया कि जिस प्रकार मैथिली शरण 
ने 'भारत-भारती” लिखी है तुम भी जेन समाज के लिये 'जेन_ 
जगती” तथ्यार करो। श्राज्रार्य .श्रो की श्राज्षा स्वीकार कर 
दौलतप्निंह उर्फ 'अ्रविन्द' के नाम से इन्होंने बड़ी-ही सुन्दर कविता 
तय्यार की । जैन समाज को प्ररणा देने के लिए यह एक अ्रनोंखी 
कविता मानी जा सकती है। पुस्तक 'जेन जगती,.जब छप कर 
सामने आई तो विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से इसकी प्रशंसा की | फिर 
तो इनका दिल खुल गया और प्रति वर्ष एक नवीन प्रसून 
सरस्वती देवी को भेट करने लगे । 
श्रीअरबिन्द! कवि और लेखक दोनों ही थे। श्री श्रगर चन्द्र 
जी नांहटा के शब्दों में “श्री दौलत सिंह अरविन्द” चहुंमरुखी 


' « प्रतिभा सम्पन्न .स्वाभिमानी तथा स्वाश्रयी थे.। श्राचार्यश्री की ' 
 -, कैपा और सरस्वती के भक्त होने के कारण इन्हे इतिहास श्रौर 


पुरातत्व में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगया । 'राजेद्धसुरि स्मारक 
ग्रंथ, प्रागवाठ इतिहास” और “राणक्रपुरतीर्थ का इतिहास” श्रादि 
पुस्तकों के सम्पादन से श्रापकी योग्यता का परिचय भल्ली प्रकार . 


१८६ 


मिलता है । गद्य पद्य में आपने जितनी भी पुस्तकें लिखीं वह 
पाठकों को बड़ी पसन्द आई। श्री श्रगरचन्द जी नाह॒टा के 
लिखने पर 'पललीवाल जेन इतिहास” के सम्पादन का भार भी 
इन्हें सौंपा गया, जिसे इन्होंने बड़े श्रम के साथ लिखा है | खेद 
है कि इसके छपने से पूर्व ही श्री 'अरविन्द' जी स्वर्गवासी हो 
गये। इनक्रे विछुड़ने से इनकी मित्र मंडली को ही दुःख नहों 
हुआ बल्कि जेन समाज को अपने एक श्रेष्ठ कबि और अच्छे 
साहित्यकार के अ्रसमय ही छिन जाने से भारी धक्का लगा है। 
हमारे हाथ में तो 'जेन जगती” आदि इनक़ी रचित कोई भी 
पुस्तक जब श्राती है तभी श्री दौलतसिहंजी का मधुर हास्य, 
घुघराली केश राशि, सादी वेष भूषा और साहित्य सेवा स्मरण 
हो आती है। यह मानना पड़ेगा कि इस पल्‍लीवाल इतिहास 
की सामग्री को भी इन्होंने बड़े परिश्रम और खोज के साथ 
संग्रहित किया तथा एक निष्पक्ष इतिहासकार की भाँति बिखरी 
ऐतिहासिक कलियों को चुनक< पल्‍लीवाल जेन इतिहास के रूप में 
लिख कर एक बड़ी कमी को पूरा विया है। इसके लिए मैं लेखक 
के परिश्रम और साहित्य प्रंम की सराहना करता हूँ। 


जवाहरलाल लोढा 
सम्पादक--श्वेताम्बर जेन!” आगरा 


शह्वि-पत्र 








बशद  छुद् - फुछ पक्त 
प्र्याप्त पर्याप्त रे १६ 
परन्त परल्तु ४ हे 
धयापारयों व्यापारियों ४ पर 
न हीन. अं १७ 
ल्लीगच्छ पल्‍लीवाल गच्छ.. १० १८ 
स्लीज्ञाति पल्‍लीवाल ज्ञाति. १२ ७ 
वद्यतति .. विश्वुति १४ ५ 
हा पालीबचाल १६ १४ 
* था २० १९ 
[निपति घनपत २० ११ 
प्घ सिंध श्र श७ 
नही कही २४ १३ 
/-ुलवाड़ा  देलवाड़ा प्० १२ 
(ताश्र माताश्रों 84 प्र 
ट्म्ब " कुटुम्ब : भ४ श्८ 
गवत्ती भगवती दर १२ 
गो अंगों द्ड हैं 
मीन कठवारी ध्श 


सदगणी 
पल्‍लवाल 
अभ्राप 
शत्र॑ंजय 

पालू 
पल्‍लीवाल ज्ञातीय 
केशरसीसिंह 
केगरीपिह 
विष्ण॒चंद 

बे 
70890#809907/ 
असिस्टड 
शमी रचन्दजी 
बी०ए० के 
चारकर 

रखने 

ग्रतर 
ऋषपचदेव 
लघ- 
पालिवालगच्छ 
जगतचंद 


सदगुणी ६६ 


पल्‍लीवाल ७१ 
आम्नाय ७४ 
शत्रुजय, <८ ७६ 
पालूच* प्र 
(पल्लीवाल ज्ञातीय) ६७ 
केहरी सिह ' €&& 
केहरी सिंह 8€ 
विष्णुचंद्र ११० 
बड़े श्श्र्‌ 
फ४9 87० १२३ 
असिस्‍्टेण्ट श्श३ 
अमरचन्दजी १२३ 
बी०ए० १२३ 
व्यापार १३५ 
रहने श्३५ 
अन्तर १३६ 
ऋषभदेव १३६ 
लष्चु / शृश८ 
पब्लीवाल गच्छ..._ १६० 
जड़ावचन्द्र श्र्धद 


अमन हूके >०>>++ 


